निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
सरकार द्वारा प्रकाशित 


बिहार 


संख्या 03 


25 पौष 1935 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 

15 जनवरी 2014 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग -1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 
और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-22 
भाग-1 -क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश। 


भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 

विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 
या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक । 


और 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई ० एससीo , 

बी ० ए ० , बी ० एससी , एम 0 ए 0 , 
एमएससी० , 

लॉ भाग-1 

2 , 
एम 0 बी 0 बी 0एस0 , बी ० एस ० ई ० , डीप ० - इन 
एड0 , एम0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 
परीक्षा-फल , कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है । 
भाग -8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग -1- ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि 


भाग- 2 - बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 

23-25 


भाग- 9 - विज्ञापन 


भाग- 9 - क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग - 9 - ख - निविदा सूचनाएं , 


परिवहन सूचनाएं , 
और सर्वसाधारण 


न्यायालय 


भाग - 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


सूचनाएं 


सूचनाएं इत्यादि । 


पूरक 


भाग- 4 — बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


26-31 


2 


बिहार गजट , 15 जनवरी 2014 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

6 जनवरी 2014 
सं ई2-2-055 / 2010-01- श्रीमति संजुला कुमारी, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, त्रिवेणीगंज (सुपौल) को स्वयं की बीमारी के कारण 
दिनांक 27.05.2013 से दिनांक 25.06.2013 तक कुल 30 दिनों का उपार्जित अवकाश बिहार सेवा संहिता के नियम 227 , 240 एवं 248 के तहत् 
स्वीकृत किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
( ह0)-अस्पष्ट, संयुक्त सचिव । 


पर्यावरण एवं वन विभाग 


अधिसूचनाएं 

2 जनवरी 2014 
सं ० भा 0 व0 से0 स्था 0 17 / 2011-12 / प0व0— श्री बशीर अहमद खान, भा ० व0 से0 (1979), अपर प्रधान मुख्य वन 
संरक्षक - सह - मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक , बिहार, पटना को अपने ही वेतनमान में प्रधान मुख्य वन संरक्षक , बिहार पटना के 
रिक्त पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । ये अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - सह - मुख्य वन्यप्राणी 
प्रतिपालक, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

सं ० भा ० व० से0 स्था 0 17 / 2011-13 / प 0 व0 — श्री परशुराम राम भा ० व0 से 0 (1984), क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना 
को स्थानांतरित करते हुए मुख्य वन संरक्षक - सह -निदेशक हरियाली मिशन, बिहार , पटना के गैर संवर्गीय पद पर अगले 
आदेश तक पदस्थापित किया जाता है 

सं ० भा 0व 0 से 0 स्था 0 17 / 2011-14 / प0 व0 — श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, भा ० व0 से0 (1984) मुख्य वन 
संरक्षक - सह -निदेशक हरियाली मिशन, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना के पद पर 
अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० भा 0 व 0 से0 स्था 0 17 / 2011-15 / प 0 व0 — श्री भारत ज्योति, भा 0 व0 से0 , (1986) जो केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से 
वापस लौटने के पश्चात् सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में हैं को निदेशक, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण बिहार , पटना के रिक्त 
पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
वीरेन्द्र कुमार 

सिन्हा, अवर सचिव । 


। 


शिक्षा विभाग 


अधिसूचनाएं 

8 जनवरी 2014 
सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-52 - निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके वर्तमान पद से स्थानांतरित करते हुए पदस्थापन 
हेतु प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, शिक्षा विभाग , बिहार, पटना में योगदान देने का निदेश दिया जाता है 
क्र ० पदाधिकारी का नाम 

वर्तमान पदस्थापन का स्थान पदस्थापन हेतु योगदान देने से संबंधित 
सं 0 

निदेशालय 
1 
श्रीमती अपर्णा 

प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक शिक्षण महाविद्यालय, पदस्थापन हेतु प्राथमिक शिक्षा निदेशालय 
बाढ 

में योगदान देगें । 
श्री राम वृक्ष सिंह प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक शिक्षण महाविद्यालय , पदस्थापन हेतु प्राथमिक शिक्षा निदेशालय 
पताही, मुजफ्फरपुर 

में योगदान देगें । 
3 श्री रामजी प्रसाद प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक शिक्षण महाविद्यालय, पदस्थापन हेतु प्राथमिक शिक्षा निदेशालय 
चन्दवारा, मुजफ्फरपुर 

में योगदान देगें । 


2 


3 


4 


1 


2 


बिहार गजट , 15 जनवरी 2014 


3 


9 


13 


4 श्रीमती कंचन माला शंकर प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान , पदस्थापन हेतु प्राथमिक शिक्षा निदेशालय 
दिग्घी, वैशाली 

में योगदान देगें । 
5 श्रीमती नरगिश फरहान प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, पदस्थापन हेतु प्राथमिक शिक्षा निदेशालय 
मुजफ्फरपुर 

में योगदान देगें । 
6 श्री प्रकाश रंजन 

प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, पदस्थापन हेतु प्राथमिक शिक्षा निदेशालय 
मोतिहारी 

में योगदान देगें । 
7 श्री हरीशचन्द्र चौधरी प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान , पदस्थापन हेतु प्राथमिक शिक्षा निदेशालय 
सीतामढी 

में योगदान देगें । 
8 श्री हरेन्द्र रजक 

प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, पदस्थापन हेतु प्राथमिक शिक्षा निदेशालय 
रामगंज, संसारपुर , खगड़िया 

में योगदान देगें । 
श्री रंग बहादुर सिंह प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, पदस्थापन हेतु प्राथमिक शिक्षा निदेशालय 
सिवान 

में योगदान देगें । 
10 श्री नन्दन प्रसाद 

प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक शिक्षण महाविद्यालय, पदस्थापन हेतु प्राथमिक शिक्षा निदेशालय 
पोखरैरा , मुजफ्फरपुर 

में योगदान देगें । 
11 श्रीमती नूतन सिन्हा प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक शिक्षण महाविद्यालय , पदस्थापन हेतु प्राथमिक शिक्षा निदेशालय 
सोरहत्था , वैशाली 

में योगदान देगें । 
12 श्री कैलाशपति यादव प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक शिक्षण महाविद्यालय , पदस्थापन हेतु प्राथमिक शिक्षा निदेशालय 
दरियापुर, पूर्वी चम्पारण 

में योगदान देगें । 
श्री जवाहर लाल राय प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक शिक्षण महाविद्यालय, पदस्थापन हेतु प्राथमिक शिक्षा निदेशालय 
फुलवरिया , भागलपुर 

में योगदान देगें । 
14 

प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक शिक्षण महाविद्यालय, पदस्थापन हेतु प्राथमिक शिक्षा निदेशालय 
नगड़पारा , भागलपुर 

में योगदान देगें । 
श्री उमेश कुमार सिंह प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक शिक्षण महाविद्यालय, पदस्थापन हेतु प्राथमिक शिक्षा निदेशालय 

में योगदान देगें । 
श्री सतीश चन्द्र राय प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक शिक्षण महाविद्यालय , पदस्थापन हेतु प्राथमिक शिक्षा निदेशालय 

में योगदान देगें । 
17 श्री ब्रहमदेव प्रसाद 

प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक शिक्षण महाविद्यालय , पदस्थापन हेतु प्राथमिक शिक्षा निदेशालय 
विष्णुपुर, बेगूसराय 

में योगदान देगें । 
18 श्री प्यारे मोहन तिवारी प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक शिक्षण महाविद्यालय , पदस्थापन हेतु प्राथमिक शिक्षा निदेशालय 
बंगरा, सारण 

में योगदान देगें । 
19 

प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक शिक्षण महाविद्यालय, पदस्थापन हेतु प्राथमिक शिक्षा निदेशालय 
सुखासन, मधेपुरा 

में योगदान देगें । 
20 श्री मो 0 इफ्तखारुल जमा प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक शिक्षण महाविद्यालय, पदस्थापन हेतु प्राथमिक शिक्षा निदेशालय 
माधोपट्टी, दरभंगा 

में योगदान देगें । 
श्री उमा कान्त ओझा प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक शिक्षण महाविद्यालय , पदस्थापन हेतु प्राथमिक शिक्षा निदेशालय 
मधुबनी 

में योगदान देगें । 
( 2) सभी संबंधित पदाधिकारी अविलंब प्राथमिक शिक्षा निदेशालय में योगदान देना सुनिश्चित करेगें । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र राम , निदेशक ( प्रशासन ) -सह - अपर सचिव । 


श्री अशोक कुमार 


15 


शाहपुर, औरंगाबाद 


16 


मूसापुर, कटिहार 


श्री विजय कुमार 


21 


8 जनवरी 2014 
सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-53- प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक शिक्षण महाविद्यालय, मसौढ़ी, पटना के पद पर पदस्थापित 
श्रीमती मंजुला मिश्रा को अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक शिक्षण महाविद्यालय, बाढ़, पटना 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-54 - प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, डुमराँव, बक्सर के पद पर पदस्थापित श्री 
अरुण कुमार श्रीवास्तव को अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, शेखपुरा के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
(2) श्रीमती मिश्रा एवं श्री श्रीवास्तव अविलंब नव पदस्थापित पद का प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेगें । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
राजेन्द्र राम, निदेशक ( प्रशासन)-सह - अपर सचिव । 


4 


बिहार गजट , 15 जनवरी 2014 


8 जनवरी 2014 
सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-55 — प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक शिक्षण महाविद्यालय , फारबिसगंज, अररिया के पद पर 
पदस्थापित श्री मो 0 अख्तर सईद को अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान , 
पूर्णियाँ के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
(2) श्री मो 0 सईद अविलंब नव पदस्थापित पद का प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेगें । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
राजेन्द्र राम, निदेशक ( प्रशासन)-सह - अपर सचिव । 


8 जनवरी 2014 
सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-56 — राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, भागलपुर में पदस्थापित श्रीमती शेफाली दास को 
अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से व्याख्याता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, भागलपुर के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-57 - राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, मुजफ्फरपुर में पदस्थापित श्रीमती शारदा कुमारी को 
अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-58 — जिला स्कूल, आरा में पदस्थापित श्री चन्द्रमौली शर्मा को अगले आदेश तक अपने ही 
वेतनमान में औपबंधिक रुप से व्याख्याता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान , पिरौटा, भोजपुर के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-59 — राजकीय उच्च विद्यालय, कोढ़ा, कटिहार में पदस्थापित श्रीमती मधुस्मिता दत्ता को 
अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक शिक्षण महाविद्यालय, मूसापुर, कटिहार के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-60 — जिला स्कूल , मोतिहारी में पदस्थापित श्री हीरा लाल सहनी को अगले आदेश तक 
अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से व्याख्याता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, पूर्वी चम्पारण मोतिहारी के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-61 - जिला स्कूल , पूर्णियाँ में पदस्थापित श्री प्रभाशंकर सिंह को अगले आदेश तक अपने 
ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक शिक्षण महाविद्यालय, संसारपुर, खगड़िया के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-62 — जिला स्कूल , दरभंगा में पदस्थापित श्री लक्ष्मण झा को अगले आदेश तक अपने ही 
वेतनमान में औपबंधिक रुप से व्याख्याता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, अल्लपट्टी, दरभंगा के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-63 - राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, भागलपुर में पदस्थापित श्रीमती मनोरमा देवी को 
अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षा शिक्षण महाविद्यालय, फुलवरिया, भागलपुर 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-64 - राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, समस्तीपुर में पदस्थापित श्री सुरेश चौधरी 
को अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक शिक्षण महाविद्यालय , पोखरा, 
मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-65 — जिला स्कूल, मुजफ्फरपुर में पदस्थापित श्री सत्येन्द्र सिंह को अगले आदेश तक 
अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, भागलपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता 
है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-66— राजकीय उच्च विद्यालय, गर्दनीबाग, पटना में पदस्थापित डॉ 0 मुरली मनोहर सिंह 
को अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षा शिक्षण महाविद्यालय, मसौढ़ी, पटना के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-67 - राजकीय उच्च विद्यालय, ब्रहमपुरा में पदस्थापित श्री विनोद कुमार सिंह को अगले 
आदेश तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षा शिक्षण महाविद्यालय, पताही , मुजफ्फरपुर के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13–68 — राजकीय उच्च विद्यालय, गर्दनीबाग, पटना में पदस्थापित श्री अशोक कुमार सिंह को 
अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, पूरबसराय, मुंगेर के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13–69 — जिला स्कूल , आरा में पदस्थापित श्री भगवान पाण्डेय को अगले आदेश तक अपने 
ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, डुमराँव, बक्सर के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


बिहार गजट , 15 जनवरी 2014 


5 


सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-70 - राजकीय उच्च विद्यालय , शास्त्रीनगर, पटना में पदस्थापित श्री सकल देव सिंह को 
अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से व्याख्याता, प्राथमिक शिक्षक शिक्षण महाविद्यालय , मोकामा के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि O - 8-02 / 13-71- राजकीय उच्च विद्यालय, नौबतपुर में पदस्थापित श्री कृष्ण मुरारी शर्मा को अगले 
आदेश तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से व्याख्याता, प्राथमिक शिक्षक शिक्षण महाविद्यालय , मोकामा के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-72 — राजकीय उच्च विद्यालय, कटिहार में पदस्थापित श्री वद्री नारायण मंडल को अगले 
आदेश तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से व्याख्याता, प्राथमिक शिक्षक शिक्षण महाविद्यालय, मूसापुर, कटिहार के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-73 — राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, दरभंगा में पदस्थापित श्रीमती अन्नपूर्णा देवी को 
अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षा शिक्षण महाविद्यालय, माधोपट्टी, दरभंगा के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-74- जिला स्कूल, पूर्णिया में पदस्थापित श्री मो 0 जाहिद हुसैन को अगले आदेश तक 
अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, फारबिसगंज , अररिया के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-75 — राजकीय उच्च विद्यालय, ब्रहमपुरा , मुजफ्फरपुर में पदस्थापित श्री रविभूषण प्रसाद को 
अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान , सीतामढ़ी के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-76 — राजकीय उच्च विद्यालय, तुर्की, मुजफ्फरपुर में पदस्थापित श्री जयप्रकाश शर्मा को 
अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, म 0 प्राथमिक शिक्षा शिक्षण महाविद्यालय, सोहरत्था, वैशाली 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-77 — जिला स्कूल, मुजफ्फरपुर में पदस्थापित श्री श्याम चन्द्र प्रसाद कुशवाहा को अगले 
आदेश तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, कुमारबाग , बेतिया के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-78 — जिला स्कूल , मोतिहारी में पदस्थापित श्री सुरेश प्रसाद को अगले आदेश तक अपने 
ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षा शिक्षण महाविद्यालय, दरियापुर, मोतिहारी के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-79 — राजकीय उच्च विद्यालय, कंकड़बाग, पटना में पदस्थापित श्री महेश्वर साफी को 
अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान , शिवहर के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-80 — नवस्थापित उच्च विद्यालय , भागलपुर में पदस्थापित श्री शैलेन्द्र कुमार पाठक को 
अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से व्याख्याता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, भागलपुर के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-81 - राजकीय उच्च विद्यालय, कुमारबाग, बेतिया में पदस्थापित श्री द्वारिका प्रसाद को 
अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से व्याख्याता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान , कुमारबाग, बेतिया के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-82 — राजकीय उच्च विद्यालय, कंकड़बाग , पटना में पदस्थापित श्री श्रीकृष्ण प्रसाद को 
अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से व्याख्याता, प्राथमिक शिक्षा शिक्षण महाविद्यालय, मोकामा के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-83 – राजकीय उच्च विद्यालय, पटना सिटी में पदस्थापित श्री मोहन ठाकुर को अगले 
आदेश तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षा शिक्षण महाविद्यालय , वाल्मिकीनगर, बेतिया के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-84 – राजकीय उच्च विद्यालय, फारबिसगंज में पदस्थापित श्री मिथलेश प्रसाद को अगले 
आदेश तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से व्याख्याता, प्राथमिक शिक्षा शिक्षण महाविद्यालय, फारबिसगंज , अररिया के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-85 - राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, मोतिहारी में पदस्थापित डॉ ० वीणा सिंह को अगले 
आदेश तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, मोतिहारी के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 
सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-86 — राजकीय उच्च विद्यालय, फारबिसगंज में पदस्थापित श्री चन्द्र मौलेश्वर 

कुमार 

को 
अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से व्याख्याता, प्राथमिक शिक्षा शिक्षण महाविद्यालय, फारबिसगंज, 
अररिया के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


6 


बिहार गजट , 15 जनवरी 2014 


सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-87 - राजकीय उच्च विद्यालय, गया (नव स्थापित) में पदस्थापित श्री ( डॉ ) राम कुंवर राम 
को अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, तरार, औरंगाबाद के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-88 — जिला स्कूल, सहरसा में पदस्थापित श्री कौशल किशोर रमण को अगले आदेश तक 
अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षा शिक्षण महाविद्यालय, सुखासन मनहरा, मधेपुरा के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-89 — राजकीय उच्च विद्यालय, पटना सिटी में पदस्थापित श्री ददन राम को अगले आदेश 
तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षा शिक्षण महाविद्यालय, सासाराम के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-90 - राजकीय उच्च विद्यालय, बंगरा, सारण में पदस्थापित श्री ललन प्रसाद सिंह को 
अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षा शिक्षण महाविद्यालय, बंगरा, सारण के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-91 - पटना कॉलेजियट स्कूल , पटना में पदस्थापित श्री सतीश कुमार चौधरी को अगले 
आदेश तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षा शिक्षण महाविद्यालय, विष्णुपुर, बेगूसराय के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-92 — पटना हाई स्कूल , गर्दनीबाग में पदस्थापित मो 0 अलीम को अगले आदेश तक अपने 
ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षा शिक्षण महाविद्यालय, सिवान के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-93 - राजकीय शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, सहरसा में पदस्थापित श्री राणा जयराम सिंह 
को अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, सहरसा के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं० 2 / टि0-8-02 / 13-94 — जिला स्कूल , भागलपुर में पदस्थापित श्री फुलबाबू चौधरी को अगले आदेश तक 
अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षा शिक्षण महाविद्यालय, घोघड़डीह, मधुबनी के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-95 — पटना कॉलेजियट स्कूल, पटना में पदस्थापित श्री जयकान्त झा को अगले आदेश 
तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षा शिक्षण महाविद्यालय, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-96 — राजकीय उच्च विद्यालय , आरा में पदस्थापित श्री सिद्धेश्वर दास को अगले आदेश 
तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षा शिक्षण महाविद्यालय, शेरघाटी, गया के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-97 —जिला स्कूल, गया में पदस्थापित श्री बालकेश्वर प्रसाद सिंह को अगले आदेश तक 
अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षा शिक्षण महाविद्यालय, शाहपुर, औरंगाबाद के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-98 — राजकीय उच्च विद्यालय, तुर्की, मुजफ्फरपुर में पदस्थापित श्री रवीन्द्र प्रसाद को 
अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान , सिवान के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-99 — पटना कॉलेजियट स्कूल , पटना में पदस्थापित श्रीमती ( डॉ ०) गोपा मुखर्जी को अगले 
आदेश तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान , वैशाली के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-100 — राजकीय कन्या उच्च विद्यालय , पटना में पदस्थापित श्रीमती सगुफ्ता जबीं को 
अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से व्याख्याता, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय , तुर्की, मुजफ्फरपुर के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-101 - राजकीय उच्च विद्यालय, शास्त्रीनगर, पटना में पदस्थापित श्री ( डॉ ०) अशोक कुमार 
को अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षा शिक्षण महाविद्यालय, हवेली खड़गपुर, 
मुंगेर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-102- राजकीय उच्च विद्यालय, फारबिसगंज में पदस्थापित श्री योगेन्द्र प्रसाद यादव को 
अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, मधेपुरा के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

(2 ) संबंधित पदाधिकारी अविलंब नव पदस्थापित पद का प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेगें । 
(3 ) किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर तद्नुसार इसे संशोधित किया जा सकेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र राम, निदेशक ( प्रशासन) -सह - अपर सचिव । 


बिहार गजट , 15 जनवरी 2014 


7 


8 जनवरी 2014 
सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-105 — महिला शिक्षक शिक्षण महाविद्यालय, भागलपुर में पदस्थापित श्रीमती ( डॉ 0) कु 0 
सुषमा को अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, भागलपुर के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-106 — राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, मुजफ्फरपुर में पदस्थापित श्रीमती पुष्पा प्रसाद को 
अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, मुजफ्फरपुर के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-107 — राजकीय कन्या उच्च विद्यालय , शास्त्रीनगर, पटना में पदस्थापित श्रीमती उषा 
चौधरी को अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, राजकीय कन्या उच्च विद्यालय , शास्त्रीनगर, 
पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-108 — राजकीय कन्या उच्च विद्यालय , पटना सिटी, पटना में पदस्थापित श्रीमती 

सुधा 

रानी 
कपूर को अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, पटना सिटी , 
पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-109 — राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, गया में पदस्थापित श्रीमती कुसुम कुमारी को अगले 
आदेश तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, राजकीय कन्या उच्च विद्यालय , गया के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

सं० 2 / टि0-8-02 / 13-110 — बी 0 आर0 ट्रेनिंग कॉलेज , गुलजारबाग , पटना में पदस्थापित श्रीमती रेणु बाला को 
अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, बी 0 आर0 ट्रेनिंग कॉलेज , 
गुलजारबाग, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-111— राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, राजेन्द्र नगर, पटना में पदस्थापित श्रीमती मधुमिता 
सेन को अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, राजेन्द्र नगर , 
पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-112 - राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, पूर्णियाँ में पदस्थापित श्रीमती शान्ति रानी झा को 
अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, पूर्णियाँ के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-113 — राजकीय कन्या उच्च विद्यालय , चिरैयाटांड़, पटना में पदस्थापित श्रीमती शोभा को 
अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, चिरैयाटांड़, पटना के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-114 - राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, आरा में पदस्थापित श्रीमती पूनम कुमारी को अगले 
आदेश तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, राजकीय कन्या उच्च विद्यालय , आरा के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-115 - राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, छपरा में पदस्थापित श्रीमती अरुणा सिंह को अगले 
आदेश तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, राजकीय कन्या उच्च विद्यालय , छपरा के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-116 — राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, मुंगेर में पदस्थापित श्रीमती किरण कुमारी रंजन को 
अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, मुंगेर के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-117— राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, बांकीपुर , पटना में पदस्थापित श्रीमती मंजुला 
तिवारी को अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, बांकीपुर, पटना 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-118 — राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, गर्दनीबाग , पटना में पदस्थापित श्रीमती मंजुबाला 
सिन्हा को अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, गर्दनीबाग , 
पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-119 — पटना कॉलेजियट स्कूल , पटना में पदस्थापित श्री अभय नाथ झा को अगले आदेश 
तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, राजकीय उच्च विद्यालय , शास्त्रीनगर, पटना के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-120 — जिला स्कूल , छपरा में पदस्थापित श्री विजय कुमार पाण्डेय को अगले आदेश तक 
अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, राजकीय उच्च विद्यालय, बंगरा, सारण ( छपरा) के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-121 — जिला स्कूल , मोतिहारी में पदस्थापित डॉ 0 यदुकान्त मिश्र को अगले आदेश तक 
अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, राजकीय उच्च विद्यालय, मोतिहारी के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


8 


बिहार गजट , 15 जनवरी 2014 


सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-122 - बी 0 एन 0 आर0 गुलजारबाग में पदस्थापित श्रीमती कल्पना को अगले आदेश तक 
अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, बोरिंग रोड, पटना के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-123 — राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, मोतिहारी में पदस्थापित श्रीमती देवयानी को अगले 
आदेश तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, मोतिहारी के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-124 — राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, सहरसा में पदस्थापित श्रीमती उषा कुमारी को 
अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, सहरसा के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-125 — राजकीय उच्च विद्यालय, वीरपुर में पदस्थापित श्री अरविन्द कुमार को अगले आदेश 
तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, राजकीय उच्च विद्यालय, वीरपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-126 — जिला स्कूल, मुंगेर में पदस्थापित श्री नारायण प्रसाद यादव को अगले आदेश तक 
अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, राजकीय उच्च विद्यालय, मुंगेर ( नव स्थापित) के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-127 — जिला स्कूल , मुजफ्फरपुर में पदस्थापित श्री धुरेन्द्र शर्मा को अगले आदेश तक 
अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, राजकीय उच्च विद्यालय, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-128 — जिला स्कूल , गया में पदस्थापित श्री राजाराम सिंह को अगले आदेश तक अपने ही 
वेतनमान औपबंधिक रुप से प्राचार्य, राजकीय उच्च विद्यालय, गया के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-129 — श.रा.प्र.शि.रा.उ.वि. ( पटना हाई स्कूल ) गर्दनीबाग , पटना में पदस्थापित अबुल कलाम 
अहमद सिद्दीकी को अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, राजकीय उच्च विद्यालय, गर्दनीबाग , 
पटना ( नव स्थापित ) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-130 — राजकीय उच्च विद्यालय, गुलजारबाग में पदस्थापित श्री जनकदेव प्रसाद को अगले 
आदेश तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, राजकीय उच्च विद्यालय, कल्याण बिगहा, हरनौत, नालन्दा के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-131 – राजकीय बालक उच्च विद्यालय, शास्त्रीनगर , पटना में पदस्थापित श्री नजीबुल हक 
को अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, राजकीय उच्च विद्यालय, कंकड़बाग, पटना (नव 
स्थापित ) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-132 – राजकीय उच्च विद्यालय, गुलजारबाग में पदस्थापित श्री हरिशंकर प्रसाद सिंह को 
अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, राजकीय उच्च विद्यालय , राजेन्द्र नगर, पटना के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-133 — जिला स्कूल , मुजफ्फरपुर में पदस्थापित श्री अंजनी कुमार सिन्हा को अगले आदेश 
तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, राजकीय उच्च विद्यालय, ब्रहमपुरा, मुजफ्फरपुर ( नव स्थापित ) के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-134 — जिला स्कूल, आरा में पदस्थापित श्री मोहन चौबे को अगले आदेश तक अपने ही 
वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, जिला स्कूल , आरा ( भोजपुर) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-135 — जिला स्कूल, मुंगेर में पदस्थापित डॉ ब्रज किशोर सिंह को अगले आदेश तक 
अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, राजकीय उच्च विद्यालय, मुंगेर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-136 — राजकीय उच्च विद्यालय, भगवानपुर रत्ती में पदस्थापित श्री सम्पूर्णानन्द मिश्र को 
अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, राजकीय उच्च विद्यालय, भगवानपुर रत्ती के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-137 — राजकीय उच्च विद्यालय, लालबहादुर शास्त्रीनगर , पटना में पदस्थापित श्री उमेश 
शर्मा को अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, राजकीय त्रिभुवन उच्च विद्यालय, नौबतपुर, पटना 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-138 — राजकीय कन्या उच्च विद्यालय , कटिहार में पदस्थापित श्रीमती वीणा मिश्रा को 
अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, कटिहार के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-139 — राजकीय कन्या मध्य विद्यालय, नवादा में पदस्थापित श्रीमती प्रतिभा कुमारी को 
अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्रधानाध्यापक , राजकीय कन्या मध्य विद्यालय, नवादा के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


बिहार गजट , 15 जनवरी 2014 


9 


. 


सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-140 — राजकीय कन्या मध्य विद्यालय, सुपौल में पदस्थापित श्रीमती नीलम कुमारी को 
अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, राजकीय कन्या मध्य विद्यालय, सुपौल के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-141— राजकीय उच्च विद्यालय, अमारी, मधेपुरा में पदस्थापित श्री गौरव प्रसाद को अगले 
आदेश तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, राजकीय उच्च विद्यालय, अमारी, मधेपुरा के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-142 — जिला स्कूल, पूर्णिया में पदस्थापित श्री सुरेन्द्र नाथ साह को अगले आदेश तक 
अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, राजकीय उच्च विद्यालय, पूर्णियॉ के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-143 — पटना हाई स्कूल , गर्दनीबाग, पटना में पदस्थापित श्री मो 0 फैयाजुर रहमान को 
अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, राजकीय उच्च विद्यालय, पटना सिटी, पटना के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-14 — जिला स्कूल , गया में पदस्थापित श्री सुरेन्द्र कुमार मंडल को अगले आदेश तक 
अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, राजकीय उच्च विद्यालय, गया ( नव स्थापित ) के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-145 — राजकीय उच्च विद्यालय , शास्त्रीनगर, पटना में पदस्थापित श्री विजय प्रताप को 
अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, राजकीय उच्च विद्यालय, गुलजारबाग , पटना के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-146 — जिला स्कूल , दरभंगा में पदस्थापित श्री तकीउद्दीन अहमद को अगले आदेश तक 
अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, राजकीय उच्च विद्यालय , दरभंगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-147 - राजकीय उच्च विद्यालय, तुर्की, मुजफ्फरपुर में पदस्थापित श्री मो 0 शमीम अहमद 
को अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, राजकीय उच्च विद्यालय, तुर्की, मुजफ्फरपुर के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-148 — जिला स्कूल , गया में पदस्थापित श्री चन्द्रशेखर पाठक को अगले आदेश तक अपने 
ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, राजकीय उच्च विद्यालय, जेठियन, गया के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-149 — जिला स्कूल, भागलपुर में पदस्थापित श्री चुनचुन प्रसाद सिंह को अगले आदेश 
तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, राजकीय उच्च विद्यालय, भागलपुर (जिला स्कूल ) के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 

सं० 2 / टि0-8-02 / 13-150 — राजकीय उच्च विद्यालय, नौबतपुर, पटना में पदस्थापित श्री अनिल कुमार वर्मा को 
अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, टी 0 के 0 घोष एकेडमी, पटना के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-151 - राजकीय उच्च विद्यालय , पटना सिटी में पदस्थापित श्री चन्द्र किशोर प्रसाद यादव 
को अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, राजकीय उच्च विद्यालय, बिहारशरीफ ( नव स्थापित ) के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-152 — जिला स्कूल , पूर्णियॉ में पदस्थापित श्री राम राज प्रसाद को अगले आदेश तक 
अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, राजकीय उच्च विद्यालय, श्रीनगर, पूर्णियाँ (नव स्थापित) के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-153 — राजकीय उच्च विद्यालय, बंगरा, सारण में पदस्थापित श्री विद्या सागर ठाकुर को 
अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, राजकीय उच्च विद्यालय, छपरा ( नव स्थापित ) के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-154 — जिला स्कूल , दरभंगा में पदस्थापित श्री दिनेश साफी को अगले आदेश तक अपने 
ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, राजकीय उच्च विद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा के पद पर पदस्थापित किया जाता 


सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-155 — जिला स्कूल , छपरा में पदस्थापित श्री अवधेश बिहारी को अगले आदेश तक अपने 
ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, राजकीय उच्च विद्यालय , छपरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-156 — जिला स्कूल , भागलपुर में पदस्थापित श्री सुकुमार राय को अगले आदेश तक अपने 
ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, राजकीय उच्च विद्यालय, भागलपुर ( नव स्थापित) के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

सं ० 2 / टि0-8-02 / 13-157 – राजकीय उच्च विद्यालय, कुमारबाग, बेतिया में पदस्थापित श्री रंजीत कुमार शर्मा 
को अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में औपबंधिक रुप से प्राचार्य, राजकीय उच्च विद्यालय, कुमारबाग, बेतिया के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

(2 ) संबंधित पदाधिकारी अविलंब नव पदस्थापित पद का प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेगें । 


10 


बिहार गजट , 15 जनवरी 2014 


(3) किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर तद्नुसार इसे संशोधित किया जा सकेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र राम , निदेशक (प्रशासन ) -सह - अपर सचिव । 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचनाएं 

24 अगस्त 2012 
सं. 1 / रा.स्था . बि.स.से. - पद . -14 / 2007-3737- श्री धर्मनाथ प्रसाद , सहायक निबंधक , सहयोग समितियाँ, 
विक्रमगंज अंचल , विक्रमगंज को कार्यहित में सहायक निबंधक , सहयोग समितियाँ, सासाराम अंचल, सासाराम के रिक्त पद का 
अगली व्यवस्था तक अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने हेतु आदेश दिया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रामाश्रय कुमार, संयुक्त सचिव । 


28 अगस्त 2012 
सं . 1 / रा.स्था .- बि.स.से.- 22 / 07-3769 — श्री कवीन्द्रनाथ ठाकुर (बिहार सहकारिता सेवा) जिला सहकारिता 
पदाधिकारी , कटिहार के अपनी पत्नी के स्वास्थ्य कारणों से दिनांक 16.08.2012 से उपार्जित अवकाश में चले जाने के कारण 
श्री नित्यानंद दास, जिला सहकारिता पदाधिकारी, ¥र्णिया को अपने कार्य के अतिरिक्त जिला सहकारिता पदाधिकारी, कटिहार 
एवं प्रबंध निदेशक, सेन्ट्रल को - ऑपरेटिव बैंक लि., कटिहार का अतिरिक्त प्रभार स्वतः ग्रहण करने का आदेश दिया जाता है । 

2. यह वैकल्पिक व्यवस्था तत्कालिक प्रभाव से लागू समझी जायेगी । 

3. श्री ठाकुर के अवकाश से लौटने के उपरान्त उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से यह व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी 
जायेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
मधुरानी ठाकुर, उप - सचिव । 


31 अगस्त 2012 
सं . 1 / सह. - वि.प्र.से. - प्रबंध निदे. - 30 / 2011-3824 — सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 
11643 दिनांक 21.08.2012 के आलोक में श्री दिलीप कुमार (भारतीय दूर संचार सेवा -93) को प्रभार ग्रहण करने की तिथि से 
प्रबंध निदेशक , बिहार स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थपित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
मधुरानी ठाकुर, उप - सचिव । 


10 सितम्बर 2012 
सं ० 1 / रा.स्था .- 01 / 2006 / 4132 - पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या -1501 , दिनांक 14.04.2012 को 
आंशिक संशोधित करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम -2005 के तहत सहकारिता विभाग (सचिवालय प्रभाग ) के अन्तर्गत 
प्रथम अपीलीय प्राधिकार के रूप में श्री रामाश्रय कुमार, संयुक्त सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को अगले आदेश तक 
के लिए अधिसूचित किया जाता है । 

( ii) यह आदेश तुरन्त के प्रभाव से प्रवृत्त होगा । 
( iii) विभागीय अधिसूचना संख्या -1501, दिनांक 11.04.2012 का शेष अंश यथावत रहेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
मधुरानी ठाकुर, उप - सचिव । 


11 सितम्बर 2012 
सं ० 1 / सह. स्था . (2) प्रो .- 39 / 2007 / 4147 - दिनांक 12.07.11 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति ( आयोग 
सहित) की अनुशंसा के आलोक में बिहार सहकारिता सेवा (प्रशासनिक प्रभाग ) के निम्नांकित वरीय प्रवर कोटि के 
पदाधिकारियों को : 

1. दिनांक 01.04.81 से 31.12.85 की अवधि में सुपरटाईम स्केल 1900-2500 रू . में कंडिका -3 में उल्लिखित तिथि 
से प्रोन्नति प्रदान की जाती है 
नाम / वरीयता का क्रमांक 

प्रोन्नति की तिथि 

3 
श्री सुकदेव गिरी (1) 

दि . 01.04.81 से 
श्री अयुब हुसैन ( 2) 

दि . 01.04.81 से 


क्र.सं. 


1 


2 


2 


बिहार गजट , 15 जनवरी 2014 


11 


क्र.सं. 


1 


3 


नाम / वरीयता का क्रमांक 

2 
श्री एस.एम. यूसूफ (4 ) 
श्री शिवयोगी सिंह ( 5 
श्री नूनेश्वर दास ( अ.जा.) (46 ) 
श्री जगदीश नारायण विद्यार्थी ( अ.जा.) ( 48) 


प्रोन्नति की तिथि 

3 
दि . 01.04.81 से 
दि . 06.04.81 से 
दि . 01.04.85 से 
दि . 01.04.85 से 


4 


5 


6 


1 


2 


2. दिनांक 01.04.86 से 31.12.95 की अवधि में सुपरटाईम स्केल वेतनमान 4100-5300 रू . में कंडिका -3 में 
उल्लिखित तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है 
क्र.सं. नाम / वरीयता का क्रमांक 

प्रोन्नति की तिथि 
2 

3 
श्री रामनौमी राम ( अ.जा.) (52) 

दि . 17.12.86 से 
श्री चन्द्रमोहन वर्मा (17) 

दि . 06.09.91 से 
3 श्री कमला प्रसाद (18 ) 

दि . 06.09.91 से 
4 श्री नीतिरंजन झा ( 19 ) 

दि . 06.09.91 से 
श्री कृष्णचन्द्र मिश्र ( 20) 

दि . 06.09.91 से 
6 श्री रामनन्दन सिंह ( 45 

दि . 01.04.94 से 
7 श्री मुनीश्वर प्रसाद ( 47 ) 

दि . 01.04.94 से 
8 श्री अनिल कुमार सिन्हा ( 49 ) 

दि . 01.04.94 से 
9 श्री आनन्द मोहन मिश्र ( 50 ) 

दि . 01.04.94 से 
10 श्री देवकृष्ण झा (51 ) 

दि . 01.04.94 से 
श्री बंगाली राम ( अ.जा.) ( 13) 

दि . 01.04.95 से 


5 


11 


3. वेतन का निर्धारण वित्त विभाग द्वारा समय - समय पर निर्गत परिपत्रों एवं संकल्पों के आलोक में किया जाएगा । 
4. इस अधिसूचना से इनकी आपसी मूल वरीयता प्रभावित नहीं होगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
मधुरानी ठाकुर, उप - सचिव । 


28 सितम्बर 2012 
सं . 1 / सह. - राज .- बि.स.से. - 12 / 2012-4509 — श्री कन्हैया लाल (वरीयता क्रमांक -3 / 09), उप निबंधक , सहयोग 
समितियाँ, दरभंगा प्रमंडल , दरभंगा को उनके आवेदन पत्र दिनांक 15 ( नि .) दिनांक 11.07.2012 पर सम्यक् विचारोपरांत बिहार 
सेवा संहिता के नियम 74 ( ख ) (i) में निहित प्रावधान के आलोक में दिनांक 30.09.2012 के अपराह्न के प्रभाव से स्वैच्छिक 
सेवा निवृति की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
मधुरानी ठाकुर, उप - सचिव । 


15 अक्तूबर 2012 
सं ० 1 / रा.स्था . (2 ) सह.से. (व्यय )12 / 04-4809 -श्री त्रिवेणी प्रसाद सिन्हा, (बिहार सहकारिता सेवा) संयुक्त 
निबंधक, सहयोग समितियाँ सम्प्रति प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट को - ऑपरेटिव बैंक पटना को अपनी चिकित्सा कराने 
बिहार सेवा संहिता के नियम 233, 234 के तहत् दिनांक 10.05.2012 से 16.08.2012 तक कुल 99 (निनान्बे) दिनों का 
रूपांतरित अवकाश 198 (एक सौ अन्ठनवे) दिनों के अर्द्धवैतनिक अवकाश के समतुल्य पूर्ण मासिक वेतन पर स्वीकृत किया 
जाता है । 
इस अवधि का वेतन भुगतान वाह्य नियोजक द्वारा देय होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रामाश्रय कुमार, संयुक्त सचिव । 


15 अक्तूबर 2012 
सं० 1 / राज.स्था.(2) प्रो - 1-09 / सह . - 4934 — दिनांक 23.11.2010 को आयोजित विभागीय प्रोन्नति समिति ( आयोग 
सहित ) की बैठक में की गयी अनुशंसा एवं सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 18188/2011 श्री त्रिवेणी प्रसाद सिन्हा, बनाम राज्य 
सरकार एवं अन्य में पारित न्यायादेश दिनांक 03.05.2012 के आलोक में श्री त्रिवेणी प्रसाद सिन्हा, बिहार सहकारिता सेवा 
( प्रशासनिक प्रभाग) संयुक्त निबंधक , सहयोग समितियाँ, को अपर निबंधक , सहयोग समितियाँ, बिहार पटना का अतिरिक्त 


12 


बिहार गजट , 15 जनवरी 2014 


कार्यभार ग्रहण की तिथि 13.07.2010 के भूतलक्षी प्रभाव से वेतन बैंड पी.बी. -4 रू . 37,400-67,000 + ग्रेड पे 8,700 
( पुनरीक्षित) में अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ, के पद पर प्रोन्नति दी जाती है । 
2. इसमें वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
रामाश्रय कुमार, संयुक्त सचिव । 


27 नवम्बर 2012 
सं ० 1 / रा.स्था.(वि.स.से.) - पद . -14 / 2007-5353 — श्री निकेश कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी - सह - सहायक 
निबंधक , सहयोग समितियाँ, जमुई को कार्यहित में अगली व्यवस्था तक सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, शेखपुरा के रिक्त 
पद का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने हेतु आदेश दिया जाता है । 

सं ० 1 / रा.स्था . (वि.स.से.) - पद. -14 / 2007–5354 — श्री पंकज कुमार झा , जिला सहकारिता पदाधिकारी, भागलपुर 
को कार्यहित में अगली व्यवस्था तक सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, भागलपुर के रिक्त पद का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण 
करने हेतु आदेश दिया जाता है । 

सं ० 1 / रा.स्था.(वि.स.से.) - पद. - 14 / 2007–5355 — श्री राम नरेश पाण्डेय , जिला सहकारिता पदाधिकारी, समस्तीपुर 
को कार्यहित में अगली व्यवस्था तक प्राचार्य, सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र पुसा के रिक्त पद का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने हेतु 
आदेश दिया जाता है । 

सं ० 1 / रा.स्था.(वि.स.से.) - पद .- 14 / 2007–5356— श्री विजय कुमार सिंह, प्रबंध निदेशक सेन्ट्रल को - ऑपरेटिव 
बैंक , वैशाली, हाजीपुर को कार्यहित में अगली व्यवस्था तक सहायक निबंधक , सहयोग समितियाँ, हाजीपुर के रिक्त पद का 
अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने हेतु आदेश दिया जाता है । 

सं ० 1 / रा.स्था (वि.स.से.) - पद. - 14 / 2007-5357— श्री नयन प्रकाश, सहायक निबंधक , सहयोग समितियाँ, 
सीतामढी को कार्यहित में अगली व्यवस्था तक महाप्रबंधक आई.सी.डी.पी. शिवहर के रिक्त पद का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण 
करने हेतु आदेश दिया जाता है । 

सं ० 1 / रा.स्था.(वि.स.से.) - पद.- 14 / 2007-5358 — श्री जवाहर प्रसाद , जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहरसा को 
कार्यहित में अगली व्यवस्था तक जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा के रिक्त पद का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने हेतु 
आदेश दिया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
मधुरानी ठाकुर, उप - सचिव । 


30 नवम्बर 2012 
सं ० 1 / रा.स्था . (वि.स.से.) - पद. - 14 / 2007-5412 — श्री शशि भूषण कुमार, प्रबंध निदेशक , नालन्दा सेन्ट्रल 
को - ऑपरेटिव बैंक लि ., बिहारशरीफ , नालन्दा को कार्यहित में अगली व्यवस्था तक जिला सहकारिता पदाधिकारी, नालन्दा के 
रिक्त पद का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने हेतु आदेश दिया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
मधुरानी ठाकुर, उप - सचिव । 


5 दिसम्बर 2012 
सं ०1 / रा.स्था.(मु.)- 01 / 2006-5451 - पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या -4132, दिनांक 10.09.2012 को 
अवक्रमित करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम , 2005 के तहत सहकारिता विभाग, ( सचिवालय प्रभाग) के अन्तर्गत प्रथम 
अपीलीय प्राधिकार के रूप में श्री बलराम सिंह, (बि.प्र.से.) उपर सचिव - सह - अपर निबंधक , सहयोग समितियाँ, (मुख्यालय) को 
अगले आदेश तक के लिए अधिसूचित किया जाता है । 

( ii ) यह आदेश तुरत प्रभाव से प्रवृत होगा । 
(iii ) इसमें विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है । 
(iv ) अधिसूचना संख्या -1501, दिनांक 11.04.2013 द्वारा श्रीमती मधुरानी ठाकुर, (बि.प्र.से.) उप - सचिव, 

सहकारिता विभाग के लोक सूचना पदाधिकारी एवं श्री राजेन्द्र राम अवर सचिव सहायक लोक सूचना 

पदाधिकारी के रूप में पूर्व से अधिसूचित है । 
(v) श्रीमती मधुरानी ठाकुर, सहकारिता विभाग के जन -शिकायत पदाधिकारी के रूप में पूर्व की तरह कार्यरत 

रहेंगी तथा इनकी अनुपस्थिति में श्री राजेन्द्र राम, अवर सचिव, लोक सूचना पदाधिकारी एवं जन –शिकायत 
पदाधिकारी का कार्य करेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
मधुरानी ठाकुर, उप - सचिव । 


बिहार गजट , 15 जनवरी 2014 


3 


4 जनवरी 2013 
सं ० 1 / रा.स्था . ( वि.स.से.) - पद. - 14 / 2007-41 

-श्री कृष्ण 

चौधरी, जिला सहकारिता पदाधिकारी , नवादा को 
कार्यहित में अगली व्यवस्था तक संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, मगध प्रमंडल, गया के रिक्त पद का अतिरिक्त प्रभार 
ग्रहण करने हेतु आदेश दिया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
मधुरानी ठाकुर, उप - सचिव । 


10 जनवरी 2013 
सं ० 1 / रा.स्था. (वि.स.से.)- पद. -14 / 2007-160— श्री विद्या भूषण मिश्र, जिला सहकारिता पदाधिकारी, लखीसराय 
को कार्यहित में अगली व्यवस्था तक जिला सहकारिता पदाधिकारी मुगेर के रिक्त पद का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने हेतु 
आदेश दिया जाता है । 

सं ० 1 / रा.स्था. (वि.स.से.)- पद. -14 / 2007-161— श्री चन्द्रशेखर सिंह, (उप निबंधक , सहयोग समितियाँ) प्रबंध 
निदेशक बेगूसराय को - ऑपरेटिव बैंक लि ., को कार्यहित में अगली व्यवस्था तक संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, भागलपुर 
का रिक्त पद का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने हेतु आदेश दिया जाता है 

सं० 1 / रा.स्था.(वि.स.से.)- पद. - 14 / 2007-162 — श्री जवाहर प्रसाद , ( उप निबंधक , सहयोग समितियाँ ) जिला 
सहकारिता पदाधिकारी, सहरसा को कार्यहित में अगली व्यवस्था तक संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, कोशी प्रमंडल , 
सहरसा के रिक्त पद का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने हेतु आदेश दिया जाता है । 

सं ० 1 / रा.स्था.(वि.स. से.)- पद. -14 / 2007-163 – श्री अशोक कुमार रजक , (उप निबंधक, सहयोग समितियाँ ) प्रबंध 
निदेशक , दी नेशनल सेन्ट्रल को - ऑपरेटिव बैंक , बेतिया को कार्यहित में अगली व्यवस्था तक संयुक्त निबंधक, सहयोग 
समितियाँ, तिरहुत प्रमंडल के रिक्त पद का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने हेतु आदेश दिया जाता है । 

सं ० 1 / रा.स्था.(वि.स.से. )- पद .-14 / 2007-164— श्री सुरेश दास , ( उप निबंधक, सहयोग समितियाँ) जिला 
सहकारिता पदाधिकारी, सीवान को कार्यहित में अगली व्यवस्था तक संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, सारण प्रमंडल छपरा , 
के रिक्त पद का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने हेतु ओदश दिया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
मधुरानी ठाकुर, उप - सचिव । 


17 जनवरी 2013 
सं ० 1 / रा.स्था. (वि.स.से.)- पद. -14 / 2007-300— श्री विद्या भूषण मिश्र, जिला सहकारिता पदाधिकारी, लखीसराय 
को कार्यहित में अगली व्यवस्था तक सहायक निबंधक , सहयोग समितियाँ, मुंगेर के रिक्त पद का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने 
हेतु आदेश दिया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
मधुरानी ठाकुर, उप - सचिव । 


24 जनवरी 2013 
सं . 08 / निग.को. ( रा .) थाना कांड -901 / 2012 / 401 - संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, भागलपुर प्रमंडल , 
भागलपुर के पत्रांक 489 दिनांक 18.12.2012 एवं पत्रांक 14 दिनांक 02.01.13 द्वारा सूचित किया गया है कि श्री मनोज कुमार 
शर्मा, जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुंगेर - सह - सहायक निबंधक , सहयोग समितियाँ, मुंगेर क्रिमिनल केश में दिनांक 09.12.12 
को गिरफ्तार किये गये है तथा श्री शर्मा को अभी तक जमानत नहीं मिली है । 

उक्त के आलोक में लोकहित में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के 
नियम 09 (2) ( क ) के तहत् श्री शर्मा को दिनांक 09.12.12 के प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया जाता है । 

3. निलंबन अवधि में श्री शर्मा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 के नियम 
10 ( 3) के तहत् उन्हें नियमानुसार देय जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान उनके प्राधिकार पत्र के आधार पर उनके नामांकित 
आश्रित को किया जा सकेगा । ऐसे जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान उसी स्थापना द्वारा किया जायेगा, जहाँ ये कारावास में 
जाते समय पदस्थापित थे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
बलराम सिंह , अपर सचिव - सह - अपर निबंधक । 


- 


28 जनवरी 2013 
सं ० 1 / रा.स्था. (वि.स.से.)- पद.- 14 / 2007-434— श्री प्रदीप कुमार सिन्हा, संयुक्त निबंधक , सहयोग समितियाँ 
( पणन), बिहार , पटना को कार्यहित में अगली व्यवस्था तक अपर निबंधक , सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के रिक्त पद का 
अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने हेतु आदेश दिया जाता है । 


14 


बिहार गजट , 15 जनवरी 2014 


- 


सं ० 1 / रा.स्था . (वि.स.से .) - पद. - 14 / 2007-435 -विभागीय अधिसूचना संख्या 300 दिनांक 17.01.2013 को 
विलोपित करते हुए सहायक निबंधक , सहयोग समितियाँ, मुंगेर के रिक्त पद पर अतिरिक्त प्रभार कार्यहित में अगली व्यवस्था 
तक श्री निकेश कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जमुई को प्रभार ग्रहण करने हेतु आदेश दिया जाता 

सं ० 1 / रा.स्था . ( वि.स.से.) - पद. - 14 / 2007-436— श्री मो . अमजद हयात बर्क, सहायक निबंधक , सहयोग 
समितियाँ, हिलसा (नालन्दा) को कार्यहित में अगली व्यवस्था तक सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार शरीफ एवं 
महाप्रबंधक, आई.सी.डी.पी., बिहारशरीफ का रिक्त पद का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने हेतु आदेश दिया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
मधुरानी ठाकुर, उप - सचिव । 


12 फरवरी 2013 
सं ० 1 / बि.स.से.(नि.प.) -18 / 02-757 - बिहार सहकारिता सेवा ( प्रशासनिक प्रभाग) के पदाधिकारियों के लंबित 
प्रवर कोटि एवं सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्शानुसार कनीय प्रवर कोटि के देय तिथि में संशोधन हेतु विभागीय प्रोन्नति 
समिति द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से वेतनमान 
रु . 1350-2000 (दिनांक 01.04.81 से 31.12.85 तक ) एवं वेतनमान रु . 3000-4500 (दिनांक 01.01.86 से 31.12.95 तक ) 
कनीय प्रवर कोटि एवं पूर्व में स्वीकृत कनीय प्रवर कोटि की तिथि में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की जाती है: 

वरीयता 
पदाधिकारियों के नाम 

कनीय प्रवर कोटि के पद पर पूर्व में कनीय प्रवर कोटि में 
सं . 

क्रमांक 

दी गई प्रोन्नति की तिथि प्रोन्नति की संशोधित तिथि 


क्र . 


1 


2 


3 


4 


5 


1 . 


जगदीश तिवारी 


15 


01.04.81 


01.04.81 


2 . 


श्री धनंजय चक्रवर्ती 


16 


01.04.81 


01.04.81 


3 . 


श्री चन्द्रमोहन वर्मा (17 ) 


17 


01.04.81 


01.04.81 


4 . 


श्री कमला प्रसाद 


18 


01.04.81 


01.04.81 


5 . 


श्री नीतिरंजन झा 


19 


01.04.81 


01.04.81 


6 . 


20 


01.04.81 


01.04.81 


श्री कृष्णचन्द्र मिश्र 
श्री प्रताप सिंह 


7 . 


21 


01.04.81 


01.04.81 


8 . 


22 


01.04.81 


01.04.81 


श्री ललन कुमार सिन्हा 
श्री विश्वनाथ सिंह 


9 . 


24 


01.04.81 


01.04.81 


10 . 


श्री विपिन बिहारी कुमार 


25 


01.04.81 


01.04.81 


11 . 


श्री जागेश्वर सिंह 


26 


01.04.81 


01.04.81 


12. 


श्री देवेन्द्र झा 


27 


01.04.81 


01.04.81 


13. 


श्री डा . जितेन्द्र माधव प्रसाद 


28 


01.04.81 


01.04.81 


14. 


श्री ए. के . मैत्रा 


29 


01.04.81 


01.04.81 


15. 


श्री राम प्रताप शुक्ल 


30 


01.04.81 


01.04.81 


16. 


श्री सफीउद्दीन अहमद 


31 


01.04.81 


01.04.81 


17. 


श्री वी . पी . शाही 


32 


01.04.81 


01.04.81 


18. 


33 


01.04.81 


01.04.81 


श्री प्रभुनाथ प्रसाद वर्मा 
श्री चन्द्रमा सिंह 


19. 


34 


01.04.81 


01.04.81 


20 . 


श्री शिवबालक सिंह 


35 


01.04.81 


01.04.81 


21 . 


श्री रॉबर्ट बारा 


36 


01.04.81 


01.04.81 


22. 


श्री रवीन्द्र कुमार त्रिपाठी 


38 


01.04.81 


01.04.81 


बिहार गजट, 15 जनवरी 2014 


15 


क्र . 


पदाधिकारियों के नाम 


वरीयता 
क्रमांक 


कनीय प्रवर कोटि के पद पर पूर्व में 

दी गई प्रोन्नति की तिथि 


कनीय प्रवर कोटि में 
प्रोन्नति की संशोधित तिथि 


सं . 


1 


2 


3 


4 


5 


23. 


श्री अम्बष्ट भोलेन्द्र प्र . सिन्हा 


39 


01.04.81 


01.04.81 


24. 


श्री कपिलदेव राय 


40 


01.04.81 


01.04.81 


25. 


श्री काजी वसीम आलम 


41 


01.04.81 


01.04.81 


26. 


42 


01.04.81 


01.04.81 


श्री भीष्म कुमार सिन्हा 
श्री शिवपूजन राय 


27. 


43 


01.04.81 


01.04.81 


28. 


श्री रामचन्द्र प्रसाद 


44 


01.04.81 


01.04.81 


29. 


श्री रामनन्दन सिंह 


45 


01.04.81 


01.04.81 


30. 


47 


01.04.81 


01.04.81 


31. 


49 


01.04.81 


01.04.81 


32. 


50 


01.04.81 


01.04.81 


33. 


51 


01.04.81 


01.04.81 


श्री मुनीश्वर प्रसाद 
श्री अनिल कुमार सिन्हा( 49 ) 
श्री आनन्द मोहन मिश्र 
श्री देवकृष्ण झा 
श्री बंगाली राम ( अ.जा.) 
श्री ईश्वरी प्रसद सिंह 
श्री अर्जुन प्रसाद सिंह 
श्री श्याम नारायण सिन्हा 


34. 


53 


01.04.81 


01.04.81 


35. 


54 


01.04.81 


01.04.81 


36. 


55 


01.04.81 


01.04.81 


37. 


56 


01.04.81 


01.04.81 


38 . 


श्री मो . नसीम 


58 


01.04.81 


01.04.81 


39 . 


श्री सीतारमण प्रसाद 


60 


01.04.81 


01.04.81 


40 . 


श्री बच्चा प्रसाद सिंह 


61 


01.04.81 


01.04.81 


41. 


श्री शारदानन्दन पुरी 


62 


01.04.81 


01.04.81 


42. 


श्री केदार नाथ सिंह 


63 


01.04.84 से प्राप्त प्रथम कालबद्ध 
प्रोन्नति को विलोपित कर 01.04.81 


01.04.81 


43. 


श्री मो . शरीफ अहमद 


64 


01.04.81 


01.04.81 


44. 


श्री सुरेश नारायण लाल 


65 


01.04.81 


45 . 


श्री राजदेव सिंह 


66 


01.04.81 


46. 


श्री गजाधर सिन्हा 


67 


01.04.81 


प्राप्त प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति को 

विलोपित कर 01.04.81 
प्राप्त प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति को 

विलोपित कर 01.04.81 
प्राप्त प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति को 

विलोपित कर 01.04.81 
प्राप्त प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति को 

विलोपित कर 01.04.81 
प्राप्त प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति को 

विलोपित कर 01.04.81 
प्राप्त प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति को 

विलोपित कर 01.04.81 


47 . 


श्री गौरीशंकर लाल 


68 


01.04.81 


48. 


श्री रामराज राय 


69 


01.04.81 


49. 


श्री मुक्तिनाथ मिश्र 


70 


01.04.81 


50 . 


श्री मो . युसूफ 


71 


01.04.81 


01.04.81 


16 


बिहार गजट , 15 जनवरी 2014 


क्र . 


पदाधिकारियों के नाम 


वरीयता 
क्रमांक 


कनीय प्रवर कोटि के पद पर पूर्व में 

दी गई प्रोन्नति की तिथि 


कनीय प्रवर कोटि में 
प्रोन्नति की संशोधित तिथि 


सं . 


1 


2 


3 


4 


5 


51. 


श्री रामभजन सिंह 


72 


01.04.81 


वैचारिक 17.02.82 


52. 


श्री दुर्गापद महतो 


73 


01.04.81 


वैचारिक 18.02.82 


53. 


श्री रामगुलाम ठाकुर 


74 


01.04.81 से प्राप्त प्रथम कालबद्ध के 

कारण 


वैचारिक 18.02.82 


54. 


श्री सत्यनारायण प्रसाद 


75 


01.04.81 


वैचारिक 19.02.82 


55. 


76 


01.04.81 


वैचारिक 01.03.82 


56. 


श्री गौड़चन्द घोष 
श्री मो . 

अब्दुल नईम 
श्री परमानन्द तिवारी 


77 


01.04.81 


वैचारिक 21.03.82 


57 . 


78 


01.04.81 


वैचारिक 01.04.82 


58. 


श्री चन्द्रप्रताप सिंह 


79 


वैचारिक 01.06.82 


वैचारिक 01.06.82 


59. 


श्री प्रेमशंकर मिश्र 


80 


वैचारिक 27.08.82 


वैचारिक 27.08.82 


60 . 


श्री दिनेशनन्दन प्रसाद 


81 


वैचारिक 01.11.82 


वैचारिक 01.11.82 


61 . 


श्री नरेश नन्दन प्रसाद 


82 


वैचारिक 01.04.85 


वैचारिक 01.04.85 


62. 


श्री लाला क्षितीश चन्द्र वर्मा 


83 


01.04.81 


वैचारिक 01.12.82 


63. 


श्री हरिहर मल्लिक ( अ.जा.) 


84 


01.04.81 से प्राप्त कनीय प्रवर कोटि 

को विलोपित कर 


23.10.81 से उप निबंधक, 

स.स. में प्रोन्नति को 
यथावत रखने की अनुशंसा 

वैचारिक 01.02.83 


64. 


श्री ध्रुव प्रसाद अग्रहरी 


86 


वैचारिक 01.02.83 


65. 


श्री कामता प्रसाद 


87 


वैचारिक 01.02.83 


वैचारिक 01.02.83 


66. 


श्री जगन्नाथ ओझा 


88 


वैचारिक 01.03.83 


वैचारिक 01.03.83 


67. 


89 


01.04.81 


वैचारिक 01.06.83 


श्री राम कुमार प्रसाद 
श्री भोलानाथ सिंह 


68 . 


90 


वैचारिक 01.08.83 


वैचारिक 01.08.83 


69 . 


श्री रामनन्दन प्रसाद 


91 


01.04.81 से प्राप्त प्रथम कालबद्ध के 

आलोक में 


वैचारिक 01.03.84 


70. 


श्री बिन्देश्वरी ठाकुर 


92 


01.04.81 से प्राप्त प्रथम कालबद्ध के 

आलोक में 


वैचारिक 01.03.84 


71. 


श्री रामनन्दन सिन्हा 


93 


01.04.81 से प्राप्त प्रथम कालबद्ध के 

आलोक में 


वैचारिक 01.03.84 


72. 


श्री कृष्ण कुमार शरण 


95 


01.04.81 से प्राप्त प्रथम कालबद्ध के 

आलोक में 


वैचारिक 01.07.84 


73. 


श्री कमलाकान्त सिंह 


98 


01.04.81 


वैचारिक 01.09.84 


74. 


श्री रामजन्म ओझा 


99 


वैचारिक 01.12.84 


वैचारिक 01.12.84 


75. 


100 


01.04.81 


वैचारिक 01.01.85 


श्री शुभचन्द्र झा 
श्री मोहन प्रसाद 


76. 


101 


31.07.81 


वैचारिक 01.02.85 


77. 


श्री नन्दकेश्वर प्रसाद 


102 


31.07.81 


वैचारिक 01.02.85 


78. 


श्री देवेन्द्र नाथ सिंह 


103 


31.07.81 


वैचारिक 01.02.85 


बिहार गजट , 15 जनवरी 2014 


17 


क्र . 


पदाधिकारियों के नाम 


वरीयता 
क्रमांक 


कनीय प्रवर कोटि के पद पर पूर्व में 

दी गई प्रोन्नति की तिथि 


कनीय प्रवर कोटि में 
प्रोन्नति की संशोधित तिथि 


सं . 


1 


2 


3 


4 


5 


79. 


श्री गौरी शंकर पाण्डेय 


104 


वैचारिक 01.03.85 


वैचारिक 01.03.85 


80 . 


श्री अयोध्या प्रसाद 


105 


वैचारिक 01.03.85 


वैचारिक 01.03.85 


81 . 


श्री राम सेवक शाही 


108 


31.07.81 


वैचारिक 01.04.85 


82. 


109 


वैचारिक 01.04.85 


वैचारिक 01.04.85 


श्री अनिल कुमार नियोगी 
श्री मो . अरशद 


83. 


111 


वैचारिक 01.04.85 


वैचारिक 01.04.85 


84. 


श्री राम नरेश प्र . सिंह 


113 


वैचारिक 01.04.85 


वैचारिक 01.04.85 


85. 


114 


वैचारिक 01.04.85 


वैचारिक 01.04.85 


86. 


115 


वैचारिक 01.04.85 


वैचारिक 01.04.85 


श्री मधुसूदन प्रसाद 
श्री चंद्रिका प्रसाद सिंह 
श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव 
श्री कपिलदेव प्रसाद वर्मा 


87. 


116 


वैचारिक 01.04.85 


वैचारिक 01.04.85 


88. 


117 


वैचारिक 01.04.85 


वैचारिक 01.04.85 


89 . 


118 


वैचारिक 01.04.85 


वैचारिक 01.04.85 


90 . 


श्री दीनानाथ प्रसाद 
श्री दीवान इजहार हुसैन खाँ 
श्री वैदेही किशोर सहाय 


119 


वैचारिक 01.04.85 


वैचारिक 01.04.85 


91. 


120 


वैचारिक 01.04.85 


वैचारिक 01.04.85 


92. 


श्री चन्दवदन तिवारी 


121 


वैचारिक 01.04.85 


वैचारिक 01.04.85 


93. 


श्री रमेश चन्द्र झा 


122 


वैचारिक 01.04.85 


वैचारिक 01.04.85 


94. 


श्री गंगा प्रसाद 


123 


वैचारिक 01.04.85 


वैचारिक 01.04.85 


95. 


124 


वैचारिक 01.04.85 


वैचारिक 01.04.85 


96. 


125 


वैचारिक 01.04.85 


वैचारिक 01.04.85 


97. 


126 


वैचारिक 01.04.85 


वैचारिक 01.04.85 


98. 


श्री यमुना प्रसाद मित्र 
श्री दुखमोचन झा 
श्री विनय 

भूषण 

सिन्हा 
श्री मो . मंसूर खाँ 
श्री विजय बहादुर प्र. सिंह 
श्री ब्रज किशोर कुँवर 
श्री नवल किशोर प्र . सिंह 


127 


वैचारिक 01.04.85 


वैचारिक 01.04.85 


99. 


128 


वैचारिक 01.04.85 


वैचारिक 01.04.85 


100 . 


129 


वैचारिक 01.04.85 


वैचारिक 01.04.85 


101. 


130 


वैचारिक 01.04.85 


वैचारिक 01.04.85 


102. 


132 


वैचारिक 01.04.85 


वैचारिक 01.04.85 


श्री त्रिशुलधारी प्रसाद 
श्री विमल सिन्हा 


103. 


133 


वैचारिक 01.04.85 


वैचारिक 01.04.85 


104. 


श्री मो . सोहैल 


134 


वैचारिक 01.05.85 


वैचारिक 01.05.85 


105. 


श्री नवीन कुमार सहाय 


135 


वैचारिक 01.07.85 


वैचारिक 01.07.85 


106 . 


श्री पालिन्द्र मेहरा ( अ.जा.) 


136 


26.10.83 से उप निबंधक, स.स. के 
पद पर तदर्थ रूप से झारखंड को 

अनुशंसित 


26.10.83 से उप निबंधक, 
स.स. के पद पर तदर्थ रूप 
से झारखंड को अनुशंसित 


107. 


श्री मोती लाल दास 


138 


वैचारिक 01.10.85 


वैचारिक 01.10.85 


108. 


141 


वैचारिक 01.01.86 


वैचारिक 01.01.86 


श्री नवाब हाजरा ( अ.जा.) 
श्री मो . बदरू दौजा 


109. 


142 


वैचारिक 01.02.86 


वैचारिक 01.02.86 


18 


बिहार गजट , 15 जनवरी 2014 


क्र . 


पदाधिकारियों के नाम 


वरीयता 
क्रमांक 


कनीय प्रवर कोटि के पद पर पूर्व में 

दी गई प्रोन्नति की तिथि 


कनीय प्रवर कोटि में 
प्रोन्नति की संशोधित तिथि 


सं . 


1 


2 


3 


4 


5 


110 . 


श्री स्वामीनाथ मिश्र 


143 


वैचारिक 01.02.86 


वैचारिक 01.02.86 


111. 


144 


वैचारिक 17.02.86 


वैचारिक 17.02.86 


श्री नलिनी कुमार चौधरी 
श्री मुरलीधर मिश्र 


112. 


145 


वैचारिक 19.02.86 


वैचारिक 19.02.86 


113. 


श्री त्रिवेणी ठाकुर 


147 


वैचारिक 01.03.86 


वैचारिक 01.03.86 


114. 


श्री जानकी शरण तिवारी 


150 


वैचारिक 21.03.86 


वैचारिक 21.03.86 


115. 


श्री कैलाश प्रसाद 


152 


वैचारिक 01.04.86 


वैचारिक 01.04.86 


116. 


श्री चन्द्रिका प्रसाद सिंह 


153 


वैचारिक 01.04.86 


वैचारिक 01.04.86 


117. 


154 


वैचारिक 01.04.86 


वैचारिक 01.04.86 


118. 


155 


28.05.84 


वैचारिक 01.04.86 


119 . 


श्री भुवनेश्वर शर्मा 
श्री प्रहलाद सिंहकू ( अ.ज.जा. ) 
श्री लालजी प्रसाद चौधरी 
( अ.जा.) 
श्री रामेश्वर बैठा ( अ.जा. ) 
श्री अखौरी कमलेशवरी प्रसाद 


157 


08.08.84 


वैचारिक 01.04.86 


120 . 


158 


14.09.84 


वैचारिक 01.04.86 


121 . 


160 


08.07.86 


01.06.86 


122. 


श्री सच्चिदानन्द शर्मा 


161 


वैचारिक 01.09.86 


वैचारिक 01.09.86 


123. 


164 


वैचारिक 01.11.86 


वैचारिक 01.11.86 


श्री रघुवीर चौधरी 
श्री जयनारायण शर्मा 


124. 


165 


वैचारिक 01.12.86 


वैचारिक 01.12.86 


125. 


श्री लखन लाल 


166 


वैचारिक 01.12.86 


वैचारिक 01.12.86 


126. 


श्रीर भागवत नारायण सिंह 


167 


वैचारिक 01.12.86 


वैचारिक 01.12.86 


127 . 


श्री लालवेन्द्र राय 


168 


वैचारिक 01.01.87 


वैचारिक 01.01.87 


128. 


श्री शिवकान्त ठाकुर 


169 


वैचारिक 01.02.87 


वैचारिक 01.02.87 


129 . 


श्री ब्रजनाथ पाण्डेय 


170 


प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति विलोपित कर 

01.02.87 


प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति 
विलोपित कर 01.02.87 


130 . 


श्री विभाष चन्द्र झा 


171 


01.02.87 


01.02.87 


131. 


श्री नागेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव 


172 


वैचारिक 01.05.87 


वैचारिक 01.05.87 


132. 


श्री रामस्वरूप राम 


173 


वैचारिक 01.06.87 


वैचारिक 01.06.87 


133. 


175 


01.09.86 


वैचारिक 01.07.87 


134. 


176 


20.12.86 


वैचारिक 01.11.87 


135. 


177 


01.09.86 


वैचारिक 01.01.88 


136. 


श्री राजेन्द्र प्रसाद रजक 
( अ.जा. ) 
श्री शिवनन्दन मंडल ( अ.ज.जा.) 
श्री जगदीश प्रसाद ( अ.जा. ) 
श्री द्वारिका राम ( अ.जा.) 
श्री डोमनी तिर्की ( अ.ज.जा. ) 
श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह 
श्री सुभाष चन्द्र ठाकुर 
श्री यमुनाकान्त खाँ 


178 


18.10.87 


वैचारिक 01.02.87 


137. 


179 


21.10.86 


वैचारिक 01.02.88 


138. 


181 


12.12.86 


वैचारिक 01.02.86 


139. 


182 


24.02.86 


वैचारिक 01.02.88 


140 . 


183 


21.12.85 


वैचारिक 01.02.88 


बिहार गजट, 15 जनवरी 2014 


19 


क्र . 


पदाधिकारियों के नाम 


वरीयता 
क्रमांक 


कनीय प्रवर कोटि के पद पर पूर्व में 

दी गई प्रोन्नति की तिथि 


कनीय प्रवर कोटि में 
प्रोन्नति की संशोधित तिथि 


सं . 


1 


2 


3 


4 


5 


141. 


185 


23.03.86 


श्री गोविन्द राम ( अ.जा.) 
श्री सरयु राम ( अ.जा. ) 


वैचारिक 01.02.88 
वैचारिक 01.02.88 


142. 


186 


22.01.86 


143. 


श्री सीनुराम जारिका ( अ.ज.जा. ) 


187 


29.12.85 


वैचारिक 01.03.88 
( झारखंड को अनुशंसित) 

वैचारिक 01.06.88 
( झारखंड को अनुशंसित 

वैचारिक 01.07.88 


144. 


श्री इरफान उजैर 


वैचारिक 01.06.88 ( झारखंड को 

अनुशंसित ) 


191 


145. 


श्री अनिरूद्ध सिंह 


192 


वैचारिक 01.07.88 


146. 


194 


26.08.87 


वैचारिक 01.08.88 


147. 


श्री सलिल कुमार सिंह 
( अ.ज.जा.) 
श्री श्रीराम ( अ.जा. , उ.प्र.) 
श्री बजेन्द्र पाण्डेय 
श्री कैलाश राम ( अ.जा.) 


195 


26.08.87 


वैचारिक 01.08.88 


148. 


196 


वैचारिक 01.08.88 


वैचारिक 01.08.88 


149 . 


197 


08.08.88 


वैचारिक 01.09.88 


150. 


श्री परमानंद झा 


198 


30.04.87 


वैचारिक 01.11.88 
( झारखंड को अनुशंसित ) 


151. 


श्री हरिशंकर प्रसाद 


203 


01.01.89 


01.01.89 


152. 


श्री रामायण चौबे 


204 


13.07.88 


वैचारिक 01.01.89 


153. 


श्री रामरक्षा ठाकुर 


206 


01.01.86 


वैचारिक 01.02.89 


154. 


208 


05.07.88 


01.04.90 


155. 


श्री सुरेन्द्र नाथ मिश्र 
श्री धनेश्वर राम ( अ.जा.) 
श्री सर्वेश्वर प्रसाद शर्मा 


210 


14.08.88 


वैचारिक 01.02.89 


156. 


214 


वैचारिक 01.02.89 


वैचारिक 01.02.89 


157 . 


216 


वैचारिक 01.02.89 


वैचारिक 01.02.89 


श्री द्वारिका प्रसाद 
श्री मनोरंजन प्रसाद सिन्हा 


158. 


218 


वैचारिक 01.02.89 


वैचारिक 01.02.89 


159. 


श्री तेज नारायण ठाकुर 


220 


वैचारिक 01.02.89 


वैचारिक 01.02.89 


160 . 


225 


वैचारिक 01.03.89 


वैचारिक 01.03.89 


161 . 


श्री सरयुग राम ( अ.जा.) 
श्री दूवराज हंसदा ( अ.ज.जा.) 
श्री प्रदीप कुमार सिन्हा 


227 


07.02.89 


वैचारिक 01.03.89 


162. 


229 


वैचारिक 01.04.89 


163. 


श्री रत्नेश कुमार चतुर्वेदी 


230 


वैचारिक 01.04.89 
( झारखंड को अनुशंसित ) 

वैचारिक 01.04.89 


164. 


श्री रामायण चौधरी 


233 


वैचारिक 01.04.89 

वैचारिक 01.04.89 
( झारखंड को अनुशंसित ) 

वैचारिक 01.04.89 

वैचारिक 01.04.89 
( झारखंड को अनुशंसित ) 

वैचारिक 01.04.89 

वैचारिक 01.04.89 
( झारखंड को अनुशंसित) 


165. 


श्री योगेश्वर राम ( अ.जा.) 


234 


वैचारिक 01.04.89 ( झारखंड 

को अनुशंसित ) 


166. 


श्री कन्हैया लाल ( अ.जा.), 


235 


वैचारिक 01.04.89 


167. | सुश्री पुष्पा एक्का ( अ.ज.जा.) 


236 


वैचारिक 01.04.89 ( झारखंड 

को अनुशंसित ) 


20 


बिहार गजट , 15 जनवरी 2014 


क्र . 


पदाधिकारियों के नाम 


वरीयता 
क्रमांक 


कनीय प्रवर कोटि के पद पर पूर्व में 

दी गई प्रोन्नति की तिथि 


कनीय प्रवर कोटि में 
प्रोन्नति की संशोधित तिथि 


सं . 


1 


2 


3 


4 


5 


168. 


श्री अनिल कुमार सिन्हा 


240 


12.12.89 


169 . 


श्री केदार नाथ राम ( अ.जा.) 


243 


पूर्व की अनुशंसा विलोपित कर 
01.04.89 ( झारखंड को अनुशंसित ) 


पूर्व की अनुशंसा विलोपित कर 


श्री परमानन्द सिंह ( अ.ज.जा.) 


170 . 


244 


01.04.89 


171. 


श्री महेश प्रसाद 


245 


पूर्व की अनुशंसा विलोपित कर 

01.04.89 


172. 


श्री हीरा प्रसाद 


246 


पूर्व की अनुशंसा विलोपित कर 
01.04.89 ( झारखंड को अनुशंसित) 


पूर्व की अनुशंसा विलोपित कर 


श्री गंगा चौधरी ( अ.जा.) 


173. 


247 क 


01.04.89 


174. 


श्री अनुप कुमार सिन्हा 


248 


पूर्व की अनुशंसा विलोपित कर 
01.04.89 ( झारखंड को अनुशंसित ) 


पूर्व की अनुशंसा विलोपित कर 


श्री गंगा नन्द मिश्र 


175. 


249 


01.04.89 


176. 


श्री सैयद हफीजुल हसन 


251 


पूर्व की अनुशंसा विलोपित कर 
01.04.89 ( झारखंड को अनुशंसित ) 


01.04.89 ( झारखंड को 

अनुशंसित ) 
पूर्व की अनुशंसा विलोपित 
कर 01.04.89 ( झारखंड को 

अनुशंसित ) 
पूर्व की अनुशंसा विलोपित 

कर 01.04.89 
पूर्व की अनुशंसा विलोपित 

कर 01.04.89 
पूर्व की अनुशंसा विलोपित 
कर 01.04.89 ( झारखंड को 

अनुशंसित ) 
पूर्व की अनुशंसा विलोपित 

कर 01.04.89 
पूर्व की अनुशंसित विलोपित 
कर 01.04.89 ( झारखंड को 

अनुशंसित ) 
पूर्व की अनुशंसा विलोपित 

कर 01.04.89 
पूर्व की अनुशंसा विलोपित 
कर 01.04.89 ( झारखंड को 

अनुशंसित ) 
पूर्व की अनुशंसा विलोपित 

कर 01.04.89 
पूर्व की अनुशंसा विलोपित 
कर 01.04.89 ( झारखंड को 

अनुशंसित ) 
पूर्व की अनुशंसा विलोपित 

कर 01.04.89 
पूर्व की अनुशंसा विलोपित 
कर 01.05.89 ( झारखंड को 

अनुशंसित ) 
पूर्व की अनुशंसा विलोपित 

कर 01.07.89 
09.09.10 की विभागीय 
प्रोन्नति समिति की अनुशंसा 
यथावत रखने का झारखंड 

को अनुशंसित 
पूर्व की अनुशंसा विलोपित 
कर 01.01.91 ( झारखंड को 

अनुशंसित ) 


177. 


श्री चक्रधर झा 


252 


पूर्व की अनुशंसा विलोपित कर 

01.04.89 


178. 


श्री नन्द किशोर गुप्ता 


254 


पूर्व की अनुशंसा विलोपित कर 
01.04.89 ( झारखंड को अनुशंसित) 


श्री सूर्यदेव मेहता 


पूर्व की अनुशंसा विलोपित कर 


179 . 


255 


01.04.89 


180. 


श्री आइन्द पास्कल ( अ.ज.जा.) 


257 


पूर्व की अनुशंसा विलोपित कर 
01.05.89 ( झारखंड को अनुशंसित ) 


181. 


श्री मो . जमाल जावेद आलम 


261 


पूर्व की अनुशंसा विलोपित कर 

01.07.89 


182. 


श्री सुनील कुमार 


291 


09.09.10 की विभागीय प्रोन्नति 
समिति की अनुशंसा यथावत रखने 

का झारखंड को अनुशंसित 


183. 


श्री केदार नाथ ( अ.ज.जा.) 


292 


पूर्व की अनुशंसा विलोपित कर 
01.01.91 ( झारखंड को अनुशंसित ) 


बिहार गजट , 15 जनवरी 2014 


21 


क्र . 


पदाधिकारियों के नाम 


वरीयता 
क्रमांक 


कनीय प्रवर कोटि के पद पर पूर्व में 

दी गई प्रोन्नति की तिथि 


कनीय प्रवर कोटि में 
प्रोन्नति की संशोधित तिथि 


सं . 


1 


2 


3 


4 


5 


श्री भोगेन्द्र नाथ झा 


पूर्व की अनुशंसा विलोपित कर 


184. 


पूर्व की अनुशंसा विलोपित 


293 


01.01.91 


कर 01.01.91 


185. 


श्री धर्मदेव मिश्र 


294 


पूर्व की अनुशंसा विलोपित कर 
01.02.91 ( झारखंड को अनुशंसित) 


पूर्व की अनुशंसा विलोपित 
कर 01.02.91 ( झारखंड को 

अनुशंसित ) 
पूर्व की अनुशंसा विलोपित 

कर 01.02.91 


पूर्व की अनुशंसा विलोपित कर 


186 . 


श्री ललन शर्मा 


296 


01.02.91 


187. 


श्री रामदेव महाराज 


297 


पूर्व की अनुशंसा विलोपित कर 
01.02.91 ( झारखंड को अनुशंसित ) 


पूर्व की अनुशंसा विलोपित 
कर 01.02.91 ( झारखंड को 

अनुशंसित ) 


पूर्व की 


188. 


श्री अंजलेश कुल्लू ( अ.ज.जा.) 


298 


पूर्व की अनुशंसा विलोपित कर 
01.03.91 ( झारखंड को अनुशंसित ) 


अनुशंसा विलोपित 
कर 01.03.91 ( झारखंड को 

अनुशंसित ) 
पूर्व की अनुशंसा विलोपित 
कर 01.02.92 ( झारखंड को 

अनुशंसित ) 


189 . 


श्री जिवेन्द्र कुमार 


323 


पूर्व की अनुशंसा विलोपित कर 
01.02.92 ( झारखंड को अनुशंसित ) 


190 . 


श्री भुवनेश्वर प्रसाद मंडल 


324 


01.02.92 


01.02.92 


पूर्व की अनुशंसा विलोपित कर 


श्री सरयुग प्रसाद ( अ.जा. ) 


191. 


पूर्व की अनुशंसा विलोपित 


336 


01.02.92 


कर 01.02.92 


श्री हेरेन सोरेन ( अ.ज.जा.) 


पूर्व की अनुशंसा विलोपित कर 


192. 


337 


पूर्व की अनुशंसा विलोपित 

कर 01.02.92 


01.02.92 


193. 


श्री एलकेस डुंगुंग ( अ.ज.जा.) 


340 


01.02.92 


01.02.92 


पूर्व की अनुशंसा विलोपित कर 


पूर्व की अनुशंसा 

विलोपित 


194. 


श्री नरेन्द्र 

कुमार 

मिश्र 


348 


05.06.93 


कर 05.06.93 


श्री जयदेव प्रसाद सिंह 


पूर्व की अनुशंसा विलोपित कर 


195. 


पूर्व की अनुशंसा विलोपित 


350 


01.05.93 


कर 01.05.93 


196. 


श्री चन्द्रदेव मोची ( अ.जा. ) 


354 


09.05.93 ( झारखंड को अनुशंसित ) 


09.05.93 (झारखंड को 

अनुशंसित ) 


197. 


372 


01.11.92 


01.11.92 


198. 


380 


21.08.93 


21.08.93 


श्री जगदीश राम ( अ.जा.) 
श्री नागेन्द्र प्रसाद 
श्री मुकुल कुमार सिन्हा 
श्री चन्द्रशेखर सिंह 


199. 


382 


10.04.94 


10.04.94 


200 . 


383 


16.08.93 


16.08.93 


201. 


श्री श्रवण कुमार 


384 


25.08.93 


25.08.93 


202. 


श्री राम प्रताप सिंह 


385 


18.08.93 


18.08.93 


203. 


386 


12.09.93 


12.09.93 


श्री मुजीबुर्र रहमान 
श्रीमति मेरीप्रिया मिंज 
( अ.ज.जा.) 


204. 


390 


18.09.93 ( झारखंड को अनुशंसित ) 


18.09.93 ( झारखंड को 

अनुशंसित ) 


22 


बिहार गजट , 15 जनवरी 2014 


क्र . 


पदाधिकारियों के नाम 


वरीयता 
क्रमांक 


कनीय प्रवर कोटि के पद पर पूर्व में 

दी गई प्रोन्नति की तिथि 


कनीय प्रवर कोटि में 
प्रोन्नति की संशोधित तिथि 


सं . 


1 


2 


3 


4 


5 


205. 


श्री पारसनाथ चौरसिया 


408 


08.05.94 


08.05.94 


206. 


419 


05.05.94 


05.05.94 


207. 


423 


25.05.94 


25.05.94 


श्री लालेश्वर राम ( अ.जा.) 
श्री जंगबहादुर प्रसाद ( अ.जा.) 
श्री मंगरा उराँव ( अ.ज.जा.) 
श्री सरयुग प्रसाद 


208. 


426 


26.05.94 


26.05.94 


209 . 


427 


17.05.94 


17.05.94 


210 . 


श्री जवाहर प्रसाद 


428 


27.10.94 


27.10.94 


211. 


श्री मो . हामिद 


429 


10.11.94 


10.11.94 


212. 


श्ररी वीरेन्द्र ठाकुर 


430 


27.10.94 


27.10.94 


213. 


431 


27.10.94 


27.10.94 


श्री पंकज कुमार झा 
श्री कवीन्द्र नाथ ठाकुर 


214. 


432 


01.11.94 


01.11.94 


215. 


श्री अखिलेश कुमार 


433 


01.11.94 


01.11.94 


216 . 


श्री विनोद 


436 


14.11.94 


14.11.94 


217. 


श्री कुमार शान्त रक्षित 


437 


22.02.95 


22.02.95 


01.05.95 


218. 


श्री रमोद नारायण झा 


438 


01.05.95 ( झारखंड को अनुशंसित) 


( झारखंड को अनुशंसित ) 


219. 


श्री बव्वन मिश्र 


439 


01.06.95 


01.06.95 


220 . 


श्री शशिशेखर सिन्हा 


440 


01.11.95 

01.11.95 
बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
मधुरानी ठाकुर, उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 43-571 + 250 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


- 


बिहार गजट , 15 जनवरी 2014 


23 


भाग -2 


आदेश, 


बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


मुख्य अभियंता का कार्यालय 
जल संसाधन विभाग , सिवान । 


कार्यालय आदेश 

6 दिसम्बर 2013 
सं 0 1 स्था 0 अनु0-12-107 / 2012-96 — समाहर्ता- सह - अध्यक्ष जिला अनुकंपा समिति सिवान के पत्रांक 1585 / स्था ० 
दिनांक 7.11.13 द्वारा जिला स्तर पर गठित अनुकंपा समिति सिवान की दिनांक 7.11.13 की बैठक में लिये गये निर्णय के 
आलोक में श्री कृष्णा यादव , पिता स्व 0 दुर्गा प्रसाद यादव , भूतपूर्व अनुसेवक , बाढ नियंत्रण प्रमंडल, सिवान की अनुकंपा के 
आधार पर वेतनमान 5200-20200 + ग्रेड पें -1800 रूपये एवं समय - समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित अनुसेवक 
के पद पर नियुक्त किया जाता है । उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान, बाढ नियंत्रण प्रमंडल , सिवान , 
के कार्यालय में दिनांक 28.12.2013 तक निश्चित रूप से दें दें अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द समझी जायेगी । यह नियुक्ति 
पूर्णतः अस्थाई है । 

2. अगर इनके नियुक्ति के पूर्व से नियुक्ति के लिए संबंधित पदाधिकारी के अधीन कोई सूची तैयार की गई हो तो 
उनकी वरीयता उक्त सूची में अंकित व्यक्तियों के बाद होगी । 

3. स्व 0 दुर्गा प्रसाद यादव के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण - पोषण का दायित्व श्री कृष्णा यादव पर होगी । 
उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा । इसके लिए उनके विरूद्ध 
नियमानुसार कार्रवाई भी की जायेगी । इसके अलावा दायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों को एक 
अंश सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है । 

4. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें जिला सिवान के असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण - पत्र 
हर हालत में प्रस्तुत करना होगा । 

5. अगर श्री कृष्णा यादव की नियुक्ति आरक्षित कोटा से रोस्टर पर हुई हो तो उक्त आरक्षित कोटा के पद को 
अग्रणित कर दिया जायेगा । 

6. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होगी । 

7. किसी तरह की गलत सूचना अथवा धोखाधडी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर उन्हें सेवा से विमुक्त 
कर दिया जायेगा तथा समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी । 

8 अनुकंपा के आधार पर किसी पद पर नियुक्त होने पर उन्हें अनुकंपा का दोबारा लाभ लेते हुए प्रोन्नति अथवा 
संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा । 

9. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण पत्र एवं वास्तविक जन्म तिथि 
से संबंधित प्रमाण - पत्र मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । जिसकी जॉच कर संतुष्ट होकर उनके 
द्वारा इनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा तथा इसकी सूचना तुरत अधोहस्ताक्षरी को दी जायेगी । 

10. योगदान लेने के साथ ही संबंधित पदाधिकारी श्री कृष्णा यादव, से भरण पोषण पत्र एवं विवाह में तिलक दहेज 
नहीं लेने देने का प्रमाण - पत्र प्राप्त कर लेंगे । 

11. उप - सचिव , वित्त विभाग के पत्रसंख्या 1964 दिनांक 31.08.2005 के अनुसार दिनांक 01.09.2005 एवं उसके 
बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगा । 

आदेश से , 
दिनेश कुमार मुख्य 

अभियंता । 


चौधरी, 


1 


6 दिसम्बर 2013 
सं ० 1 स्था 0 अनु0-12-107 / 2012-97 — समाहर्ता - सह - अध्यक्ष जिला अनुकंपा समिति सिवान के पत्रांक 
1585 / स्था ० दिनांक 7.11.13 द्वारा जिला स्तर पर गठित अनुकंपा समिति सिवान की दिनांक 7.11.13 की बैठक में लिये गये 
निर्णय के आलोक में श्री राकेश कुमार, पिता स्व 0 यदुनाथ प्रसाद, भूतपूर्व पत्राचार लिपिक , गंडक रूपांकण प्रमंडल सं0-3, 


24 


बिहार गजट , 15 जनवरी 2014 


सिवान की अनुकंपा के आधार पर वेतनमान 5200-20200 + ग्रेड पें -1800 रूपये एवं समय - समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत 
भत्ते सहित अनुसेवक के पद पर नियुक्त किया जाता है । उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान, सारण नहर 
प्रमंडल , सिवान , के कार्यालय में दिनांक 28.12.2013 तक निश्चित रूप से दें दें अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द समझी जायेगी । 
यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है । 

2. अगर इनके नियुक्ति के पूर्व से नियुक्ति के लिए संबंधित पदाधिकारी के अधीन कोई सूची तैयार की गई हो तो 
उनकी वरीयता उक्त सूची में अंकित व्यक्तियों के बाद होगी । 

3. स्व 0 यदुनाथ प्रसाद के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण - पोषण का दायित्व श्री राकेश कुमार पर होगी । 
उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा । इसके लिए उनके विरूद्ध 
नियमानुसार कार्रवाई भी की जायेगी । इसके अलावा दायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों को एक 
अंश सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है । 

4. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें जिला सिवान के असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण - पत्र 
हर हालत में प्रस्तुत करना होगा । 

5. अगर श्री राकेश कुमार की नियुक्ति आरक्षित कोटा से रोस्टर पर हुई हो तो उक्त आरक्षित कोटा के पद को 
अग्रणित कर दिया जायेगा । 

6. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होगी । 

7. किसी तरह की गलत सूचना अथवा धोखाधडी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर उन्हें सेवा से विमुक्त 
कर दिया जायेगा तथा समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी । 

8 अनुकंपा के आधार पर किसी पद पर नियुक्त होने पर उन्हें अनुकंपा का दोबारा लाभ लेते हुए प्रोन्नति अथवा 
संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा । 

9. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण पत्र एवं वास्तविक जन्म तिथि 
से संबंधित प्रमाण पत्र मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । जिसकी जाँच कर संतुष्ट होकर उनके द्वारा 
इनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा तथा इसकी सूचना तुरत अधोहस्ताक्षरी को दी जायेगी । 

10. योगदान लेने के साथ ही संबंधित पदाधिकारी श्री राकेश कुमार, से भरण पोषण पत्र एवं विवाह में तिलक दहेज 
नहीं लेने देने का प्रमाण - पत्र प्राप्त कर लेंगे । 

11. उप - सचिव, वित्त विभाग के पत्र संख्या 1964 दिनांक 31.08.2005 के अनुसार दिनांक 01.09.2005 एवं उसके 
बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगा । 

आदेश से , 
दिनेश कुमार चौधरी, मुख्य अभियंता । 


- 


6 दिसम्बर 2013 
सं0 1 स्था 0 अनु0-12-109 / 2012-98 — समाहर्ता सह अध्यक्ष जिला अनुकंपा समिति सिवान के पत्रांक 1565 / स्था o 
दिनांक 06.11.12 द्वारा जिला स्तर पर गठित अनुकंपा समिति सिवान की दिनांक 06.11.12 की बैठक में लिये गये निर्णय के 
आलोक में दिनांक 14.11.12 द को जिला पदा0 सिवान के स्तर पर आहूत कम्प्यूटर / टंकक ज्ञान दक्षता जॉच परीक्षा का 
फलाफल पत्रांक 1683 / स्था 0 दिनांक 06.12.12 से निर्गत की गई है । उक्त फलाफल में सफल श्री आरविन्द कुमार गुप्ता 
पिता स्व 0 वेदालंकार , भूतपूर्व भंडारपाल, सारण नहर प्रमंडल , सिवान की अनुकंपा के आधार पर वेतनमान 5200-20200 + 
ग्रेड पें -1900 रूपये एवं समय - समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्त किया 
जाता है । उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान , सारण नहर प्रमंडल, सिवान , के कार्यालय में दिनांक 19.12.2013 
तक निश्चित रूप से दें दें अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द समझी जायेगी । यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है । 

2. अगर इनके नियुक्ति के पूर्व से नियुक्ति के लिए संबंधित पदाधिकारी के अधीन कोई सूची तैयार की गई हो तो 
उनकी वरीयता उक्त सूची में अंकित व्यक्तियों के बाद होगी । 

3. स्व 0 वेदालंकार के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण - पोषण का दायित्व श्री अरविन्द कुमार गुप्ता पर होगी । 
उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा । इसके लिए उनके विरूद्ध 
नियमानुसार कार्रवाई भी की जायेगी । इसके अलावा दायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों को एक 
अंश सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है । 

4. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें जिला सिवान के असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण - पत्र 
हर हालत में प्रस्तुत करना होगा । 

5. अगर श्री अरविन्द कुमार गुप्ता की नियुक्ति आरक्षित कोटा से रोस्टर पर हुई हो तो उक्त आरक्षित कोटा के पद 
को अग्रणित कर दिया जायेगा । 

6. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होगी । 

7. किसी तरह की गलत सूचना अथवा धोखाधडी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर उन्हें सेवा से विमुक्त 
कर दिया जायेगा तथा समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी । 

8 अनुकंपा के आधार पर किसी पद पर नियुक्त होने पर उन्हें अनुकंपा का दोबारा लाभ लेते हुए प्रोन्नति अथवा 
संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा । 


बिहार गजट , 15 जनवरी 2014 


25 


नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण पत्र एवं वास्तविक जन्म तिथि 
से संबंधित प्रमाण पत्र मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । जिसकी जॉच कर संतुष्ट होकर उनके द्वारा 
इनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा तथा इसकी सूचना तुरत अधोहस्ताक्षरी को दी जायेगी । 

10. योगदान लेने के साथ ही संबंधित पदाधिकारी श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, से भरण पोषण पत्र एवं विवाह में 
तिलक दहेज नहीं लेने देने का प्रमाण - पत्र प्राप्त कर लेंगे । 

11. उप - सचिव, वित्त विभाग के पत्र संख्या 1964 दिनांक 31.08.2005 के अनुसार दिनांक 01.09.2005 एवं उसके 
बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगा । 

आदेश से , 
दिनेश कुमार चौधरी , मुख्य अभियंता । 


28 दिसम्बर 2013 
सं0 1 स्था 0 अनु0-12-107 / 2012-106 — समाहर्ता सह अध्यक्ष जिला अनुकंपा समिति सिवान के पत्रांक 
976 / स्था 0 दिनांक 8.7.2013 द्वारा जिला स्तर पर गठित अनुकंपा समिति सिवान की दिनांक 8.7.2013 की बैठक में 
लिये गये निर्णय के आलोक में पत्रांक 1495 / स्था 0 दिनांक 17.10.13 द्वारा किए गए अनुशंसा के क्रम में मु ० अंजू 
देवी, पति स्व 0 कृष्ण मुरारी प्रसाद सिंह, भूतपूर्व पत्राचार लिपिक , सारण नहर प्रमंडल महाराजगंज की अनुकंपा के 
आधार पर वेतनमान 5200-20200 + ग्रेड पें -1800 ( मैट्रिक उतीर्ण) रूपये एवं समय - समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत 
भत्ते सहित अनुसेविका के पद पर नियुक्त किया जाता है । उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान, कार्यपालक 
अभियंता, बाढ नियंत्रण प्रमंडल, सिवान के कार्यालय में दिनांक 18.01.2014 तक निश्चित रूप से दें दें अन्यथा उनकी 
नियुक्ति रद्द समझी जायेगी । यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है । 

2. अगर इनके नियुक्ति के पूर्व से नियुक्ति के लिए संबंधित पदाधिकारी के अधीन कोई सूची तैयार की गई हो तो 
उनकी वरीयता उक्त सूची में अंकित व्यक्तियों के बाद होगी । 

3. स्व 0 कृष्ण मुरारी प्रसाद सिंह. के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण - पोषण का दायित्व मु ० अंजू देवी पर 
होगी । उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा । इसके लिए उनके विरूद्ध 
नियमानुसार कार्रवाई भी की जायेगी । इसके अलावा दायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों को एक 
अंश सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है । 

4. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें जिला सिवान के असैनिक शैल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण - पत्र 
हर हालत में प्रस्तुत करना होगा । 

5. अगर मु 0 अंजू देवी. की नियुक्ति आरक्षित कोटा से रोस्टर पर हुई हो तो उक्त आरक्षित कोटा के पद को 
अग्रणित कर दिया जायेगा । 

योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होगी । 

7. किसी तरह की गलत सूचना अथवा धोखाधडी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर उन्हें सेवा से विमुक्त 
कर दिया जायेगा तथा समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी । 

8 अनुकंपा के आधार पर किसी पद पर नियुक्त होने पर उन्हें अनुकंपा का दोबारा लाभ लेते हुए प्रोन्नति अथवा 
संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा । 

9. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण - पत्र एवं वास्तविक जन्म तिथि 
से संबंधित प्रमाण- पत्र मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । जिसकी जॉच कर संतुष्ट होकर उनके द्वारा 
इनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा तथा इसकी सूचना तुरत अधोहस्ताक्षरी को दी जायेगी । 

10. योगदान लेने के साथ ही संबंधित पदाधिकारी मु 0 अंजू देवी से भरण पोषण पत्र एवं विवाह में तिलक दहेज 
नहीं लेने देने का प्रमाण - पत्र प्राप्त कर लेंगे । 

11. उप – सचिव, वित्त विभाग के पत्र संख्या 1964 दिनांक 31.08.2005 के अनुसार दिनांक 01.09.2005 एवं उसके 
बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगा । 

आदेश से , 
दिनेश कुमार चौधरी, मुख्य अभियंता । 


- 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 43-571 + 100 - डी ० टी ० पी ० । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


26 


बिहार गजट , 15 जनवरी 2014 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचनाएं 

25 अक्तूबर 2012 
सं ० 8 / नि.को . ( रा.) विभागीय -714 / 2012-4936 — विभागीय अधिसूचना संख्या 4339, दिनांक 08.10.2010 सह 
पठित ज्ञापांक 4339 दिनांक 08.10.2010 द्वारा श्री पारसनाथ प्रसाद, जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा को निलम्बित करते 
हुए निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय संयुक्त निबंधक , सहयोग समितियाँ, भागलपुर निर्धारित किया गया था को आंशिक 
रूप से संशोधन करते हुए इनका मुख्यालय संयुक्त निबंधक , सहयोग समितियाँ, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ का कार्यालय निर्धारित 
किया जाता है । 

2. नये निर्धारित मुख्यालय में योगदान क तिथि से जीवन निर्वाह भत्ता नियमानुसार दये होगा । 
अधिसूचना संख्या 4339 दिनांक 08.10.2010 में इस हद तक संशोधन समझा जाय । शेष बिन्दु यथावत रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
सतीश प्रसाद , संयुक्त सचिव (निगरानी) । 


14 नवम्बर 2012 
सं . 8 / नि.को ( रा.) विभागीय -842 / 2012-5245 — मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना 
द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय में पारित आदेश के अनुपालन में सहकारी समितियों के निर्वाचन से 
संबंधित दिनांक 25.09.2012 एवं दिनांक 01.10.2012 को बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सूचना के वावजूद श्री जैनुल 
आब्दिन अंसारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बैठक में भाग नहीं लिया गया । अतः निर्वाचन प्राधिकार के निदेशों 
की अवहेलना बरतने एवं भ्रामक सूचना दने के आरोप में मुख्य चुनाव पदाधिकारी, पटना ने श्री अंसारी को निलंबित कर 
विभागीय कार्यवाही संचालित करने की अनुशंसा की है, के समीक्षोपरान्त उन्हें निलंबित कर उनके विरूद्व विभागीय कार्यवाही 
चलाने का निर्णय लिया गया है । 

2. उक्त के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 के नियम 9 (1) ( क ) 
के तहत श्री जैनुल आब्दिन अंसारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा को तात्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाता है । 

3. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय, संयुक्त निबंधक , सहयोग समितियाँ, कोशी प्रमंडल सहरसा का कार्यालय 
निर्धारित किया जाता है । 

4. निलंबन अवधि में श्री अंसारी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के 
नियम 10 (1) के अनुसार नियमानुसार देय जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान किया जायेगा । 

5. इस आदेश में माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग का अनुमोदन प्राप्त है । 
6. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
सतीश प्रसाद, संयुक्त सचिव (निगरानी) । 


बिहार गजट , 15 जनवरी 2014 


27 


30 नवम्बर 2012 
सं . 8 / नि.को.( रा.) विभागीय -843 / 2012-5406 — मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना 
द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय में पारित आदेश के अनुपालन में सहकारी समितियों के निर्वाचन से 
संबंधित दिनांक 25.09.2012 एवं दिनांक 01.10.2012 को बैठक आयोजित की गई थी , जिसमें 

सूचना 

के वावजूद 

श्री बीरेन्द्र 
कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी , नालन्दा, बिहार शरीफ द्वारा बैठक में भाग नहीं लिया गया । अतः निर्वाचन प्राधिकार के 
निदेशों की अवहेलना बरतने एवं भ्रामक सूचना दने के आरोप में मुख्य चुनाव पदाधिकारी, पटना ने श्री कुमार को निलंबित 
कर विभागीय कार्यवाही संचालित करने की अनुशंसा की है, के समीक्षोपरान्त उन्हें निलंबित कर उनके विरूद्व विभागीय 
कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया है । 

2. उक्त के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 के नियम 9 (1) ( क ) 
के तहत श्री बीरेन्द्र कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी, नालन्दा बिहार शरीफ को तात्कालिक प्रभाव से निलंबित किया 
जाता है । 

3. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय, संयुक्त निबंधक , सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडल पटना का कार्यालय 
निर्धारित किया जाता है । 

4. निलंबन अवधि में श्री बीरेन्द्र कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 
के नियम 10 (1) के अनुसार नियमानुसार देय जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान किया जायेगा । 

5. इस आदेश में माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग का अनुमोदन प्राप्त है । 
6. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
सतीश प्रसाद , संयुक्त सचिव (निगरानी) । 


4 दिसम्बर 2012 
सं . 8 / नि.को.( रा.) विभागीय -701 / 2013-5018 — श्री नित्यानन्द दास , जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्णियाँ – सह 
-प्रबंध निदेशक , केन्द्रीय सहकारी बैंक लि ., पूर्णियाँ द्वारा अपने प्रबंध निदेशक के पदस्थापन काल में वृहद पैमाने पर बैंक की 
राशि की क्षति पहुँचाने , फर्जी भुगतान करने , बड़े पैमाने पर अवैध नियुक्ति करने, गबनकर्ताओं को संरक्षण देने, निर्वाचन जैसे 
महत्वपूर्ण कार्य को प्रभावित करने तथा अपने पदीय कर्त्तव्य में लापरवाही , अनुशासनहीनता बरतने के आरोप में आयुक्त, 
पूर्णियाँ प्रमंडल पूर्णियाँ द्वारा आरोप पत्र (प्रपत्र " क") गठित कर अनुशासनिक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी है । 

आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल पूर्णियाँ से प्राप्त आरोप पत्र (प्रपत्र " क ") एवं पूर्व से गठित आरोप पत्र के समीक्षोपरान्त एवं 
राज्य सरकार के निर्णयानुसार श्री नित्यानन्द दास, के विरूद्व विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है । 

2. उक्त के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम -9(1) ( क ) 
के तहत श्री दास को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाता है । 

3. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय संयुक्त निबंधक , सहयोग समितियाँ, मगध प्रमंडल गया का कार्यालय होगा । 

4. निलंबन अवधि में श्री दास को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 के 
नियम -10 (1) के अनुसार नियमानुसार देय जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान उनके निर्धारित 

मुख्यालय 

से किया जायेगा । 
5. इस आदेश में माननीय मुख्यमंत्री, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है । 
6. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कामेश्वर प्रसाद , उप - सचिव (निगरानी) । 


31 जनवरी 2013 
सं ० 8 / नि.को. ( रा .) विभागीय -707 / 12-513 — श्री भोला प्रसाद मंडल , तत्कालीन संयुक्त निबंधक , सहयोग 
समितियाँ ( सम्प्रति सेवानिवृत ) के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या 2076 दिनांक 08.08.96 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित 
की गई थी । संचालन पदाधिकारी के अधिगम के आलोक में श्री मंडल से द्वितीय कारण पृच्छा माँगा गया । श्री मंडल से प्राप्त 
स्पष्टीकरण एवं अधिगम के समीक्षोपरांत उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित पाये गये एवं प्रमाणित आरोपों पर सम्यक् 
विचारोपरांत श्री मंडल को विभागीय अधिसूचना संख्या 3802 दिनांक 19.12.97 द्वारा निम्न सजा संसूचित की गई । 

(i) पेंशन से 50 % (पचास प्रतिशत ) की कटौती एवं 
(ii ) निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कोई भी भुगतान नहीं होगा । 

2. उक्त अधिसूचना के विरूद्ध श्री मंडल द्वारा CWJC No. 2087/98 दायर किया गया । CWJC No. 2087/98 
में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में श्री मंडल , सेवानिवृत से कारण पृच्छा माँग कर 
मामले की पुर्न जाँच की गई एवं सम्यक् विचारोपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या 766 दिनांक 14.03.2002 द्वारा विभागीय 
अधिसूचना संख्या 3802 दिनांक 19.12.97 से दिये गये दण्ड को यथावत् रखा गया । 

3. पुनः श्री मंडल ( सेवानिवृत) द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध समादेश याचिका CWJC No. 7399/2002 दायर 
किया गया । जिस पर माननीय उच्च न्यायालय , पटना के द्वारा दिनांक 20.08.97 को पारित न्यायादेश के अनुपालन 

में 


28 


बिहार गजट, 15 जनवरी 2014 


विभागीय अधिसूचना संख्या 5092 दिनांक 05.12.07 द्वारा उक्त अधिसूचना संख्या 3802 दिनांक 19.12.97 एवं अधिसूचना 
संख्या 766 दिनांक 14.03.2002 द्वारा निर्गत आदेश को निरस्त करते हुए विभागीय पत्रांक 504 दिनांक 30.01.08 एवं पत्रांक 
3097 दिनांक 25.07.08 द्वारा श्री मंडल से द्वितीय कारण पृच्छा पूछा गया । श्री मंडल से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा प्रत्युत्तर की 
समीक्षा विभाग के स्तर पर सम्यक् रूप से की गई । समीक्षोपरांत श्री मंडल के विरूद्ध मुख्य रूप से 11 सहायकों एवं 11 
अनुसेवकों की अवैध तरीके से बिना पद की उपलब्धता के बिना विज्ञापन निकाले अनियमित रूप से नियुक्ति का आरोप पूरी 
तरह से प्रमाणित पाये गये । इसके अलावा (i) स्थानान्तरण के मामले में उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना, (ii) घूम - घूम 
कर कार्यावली पुस्तिका पर हस्ताक्षर करना, (iii) बिना कोटेशन / निविदा प्राप्त किये एवं बिना मोटरयान निरीक्षक से जाँच 
प्रतिवेदन प्राप्त किये पिक अप वैन की मरम्मति पर अत्यधिक खर्च की गई, इसके लिए नियंत्री पदाधिकारी का अनुमोदन भी 
प्राप्त नहीं किया , (iv ) बलियापुर प्रखण्ड में अलग से सहकारिता प्रसार पदाधिकारी पदस्थापित रहने के बावजूद श्री हरिशंकर 
तिवारी से जाँच कराना एवं पत्रांक 1742, 1745, 1744 एवं 1745 सभी दिनांक 05.11.1988 को पत्रांक 1746 दिनांक 07.11. 
1988 द्वारा स्थगन आदेश जारी करना एवं पुनः पत्रांक 182 दिनांक 25.01.1989 के द्वारा उक्त स्थगन आदेश वापस लेना 
आदि आरोप प्रमाणित पाये गये । 

अतएव् उक्त अतिगंभीर प्रमाणित आरोपों के लिए राज्य सरकार के सम्यक विचारोपरांत श्री भोला प्रसाद मंडल , 
तत्कालिन संयुक्त निबंधक , सहयोग समितियाँ ( सम्प्रति सेवानिवृत) के पेंशन से बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 ( बी ) के 
परन्तुक की कंडिका ( सी ) के तहत् 10 % ( दस प्रतिशत) पेंशन स्थाई कटौती का दण्ड संसूचित किया जाता है । 

5. उक्त दण्ड के प्रस्ताव में माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन एवं बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त है । 

6. जहाँ तक निलंबन अवधि में वेतनादि के भुगतान का मामला हैं , इस प्रसंग में निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह 
भत्ता के अतिरिक्त कोई भी भुगतान देय नहीं होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
सतीश प्रसाद , संयुक्त सचिव (निगरानी) । 


समाहरणालय , बक्सर 
( स्थापना शाखा) 


आदेश 

28 जून 2013 
सं 0 75 /2013-14-01-1079स्था ० — बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प संसूचित 
ज्ञापांक 5553 , दिनांक 18-05-2011 द्वारा संसूचित आदेशानुसार महादलित समुदाय के गाँव । 
टोलों में स्वाधीनता दिवस , गणतन्त्र दिवस , बिहार दिवस एवं जिला के स्थापना दिवस आदि 
राष्ट्रीय एवं राज्य त्यौहार के समारोह के रूप में आयोजित किया जाना है । आयोजन की 
तैयारी एवं पर्यवेक्षण हेतु प्रत्येक गाँवों / टोलों में एक - एक सरकारी कर्मी को विशेष पदाधिकारी 
( Designated Officer) के रूप में नामित किये जाने के संसूचित आदेश के आलोक में 15-08 
2011 को प्रखण्ड नावानगर के पंचायत कड़सर महादलित टोला में झण्डोतोलन हेतु विशेष 
पदाधिकारी ( Designated Officer ) के रूप में श्री गोपाल जी पाण्डेय , राजस्व कर्मचारी, अंचल 
कार्यालय , नावानगर को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , नावानगर द्वारा नामित करते हुए महादलित 
टोला कड़सर में झण्डोतोलन कार्य की व्यवस्था एवं सहयोग करने हेतु प्रतिनियुक्त करते हुए 
आवश्यक व्यवस्था के निमित रूपये 400/ - नगद , एक झण्डा, एक रस्सी की आपूर्ति की गई 


थी । 


यथावर्णित पंचायत कड़सर के विकास मित्र उषा देवी एवं अन्य महादलित सदस्यों 
द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नावानगर को लिखित रूप से सूचना दी गई कि नगद 
रूपया , रस्सी , झण्डा आदि प्राप्त करने के बावजूद श्री पाण्डेय नशे के हालत में पूर्वाह्न 11.00 
बजे नशे में धुत होकर झण्डोतोलन स्थल पर पहुंचें और किसी भी तरह की कोई सामग्री नहीं 
लाये और न सहयोग किये । 

उक्त विकास मित्र के प्रतिवेदन के आधार पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नावानगर 
द्वारा श्री पाण्डेय से झण्डोतोलन स्थल पर नशे के हालत में जाने एवं झण्डोतोलन हेतु कोई 
सामग्री उपलब्ध नहीं कराने के बिन्दु पर स्पष्टीकरण की मांग की गई । जिसका जवाब श्री 
पाण्डेय द्वारा नहीं दिया गया । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , नावानगर द्वारा श्री पाण्डेय की 
चिकित्सीय जाँच प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र , नावानगर से कराई गई । 
चिकित्सा पदाधिकारी से प्राप्त चिकित्सकीय प्रमाण - पत्र के अनुसार श्री पाण्डेय को अल्कोहल 
पीने का प्रमाण - पत्र निर्गत किया गया है , जिसकी प्रति प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , नावानगर 
के पत्रांक 1321 , दिनांक 16-09-2011 द्वारा जिला कार्यालय को प्राप्त कराए जाने के फलस्वरूप 
इस कार्यालय के आदेश संसूचित ज्ञापांक 01-1477/ स्था 0 , दिनांक 29-11-2009 द्वारा श्री पाण्डेय 


बिहार गजट , 15 जनवरी 2014 


29 


, 


को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई आरंभ की गई तथा श्री चन्देश्वर चौधरी, अपर 
समाहर्ता, विभागीय जाँच बक्सर को संचालन पदाधिकारी एवं 

बक्सर को संचालन पदाधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , 
नावानगर को साक्ष्य उपस्थापन हेतु उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया । 

संचालन पदाधिकारी द्वारा विधिवत् विभागीय कार्रवाई संचालित कर जाँच अभिलेख अपने 
पत्रांक 160 , दिनांक 30-09-2012 द्वारा प्राप्त कराया गया है जिसमें गठित आरोपों यथा : 

1 प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , नावानगर के पत्रांक 1195 , दिनांक 15-08-2011 के 

अनुसार पंचायत कड़सर में महादलित टोला में झण्डोतोलन हेतु प्रखण्ड 

कार्यालय से सामग्री प्राप्त कर अनुपस्थित रहना । 
2 मनमानी ढंग से कार्यालय में आना - जाना एवं बिना सूचना के अनुपस्थित 

रहना । 

उपर्युक्त दोनों आरोपों के संबंध में आरोपवार संचालन पदाधिकारी का प्रतिवेदन 
निम्नवत् है : 

आरोप संख्या -01 आरोपी कर्मी द्वारा अपने प्रथम आरोप के संबंध में लिखित 
स्पष्टीकरण दिया गया है कि मैंने दिनांक 15-08-2011 को महादलित टोला 

कड़सर में 
झण्डोतोलन का कार्य सम्पन्न किया है तथा झण्डोतोलन का फोटोग्राफी भी हुआ है , जो 
कार्यालय के अभिलेख में संलग्न है । उक्त अवसर पर श्री विजय सिंह , मुखिया एवं अन्य 
ग्रामीण भी उपस्थित थे , अतएव आरोप संख्या-01 को निराधार एवं गलत बताया गया है । 
उपस्थापन पदाधिकारी - सह - प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , नावानगर द्वारा 

आरोप 
संख्या-01 के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है आरोपी कर्मी श्री गोपाल जी पाण्डेय, 
राजस्व कर्मचारी , नावानगर झण्डोतोलन के अवसर 

अवसर पर कड़सर पूर्वी महादलित टोला के 
श्रीमती उषा देवी , विकास मित्र एवं महादलित टोला के अन्य 4 ग्रामीणों द्वारा झण्डोतोलन के 
अवसर पर उपस्थित न होकर 11 बजे दिन में नशा की हालत में आने की सूचना दी गई 
है । इस आधार पर पत्रांक 1195 , दिनांक 15-08-2011 को आरोपी कर्मी से इस संबंध में 
स्पष्टीकरण पूछते हुए इसकी सूचना अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमराँव , अंचल 
नावानगर एवं जिला पदाधिकारी, बक्सर को दिया गया है । श्रीमती उषा देवी , विकास मित्र 
एवं अन्य ग्रामीण द्वारा दिये गये लिखित सूचना के साथ ही नशा सेवन से संबंधित प्रभारी 
चिकित्सा पदाधिकारी, नावानगर द्वारा निर्गत प्रमाण में अल्कोहल का प्रमाण दिया गया है , 
जिसका छायाप्रति उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया है । 
आरोपी कर्मी श्री गोपाल जी पाण्डेय , 
गोपाल जी पाण्डेय , राजस्व कर्मचारी , नावानगर 

द्वारा आरोप 
संख्या -01 से संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया , और न ही इनके द्वारा कोई 
फोटोग्राफी उपलब्ध कराया गया । जिससे स्पष्ट हो सके कि इन्होंने प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, 
नावानगर के पत्रांक 1195,दिनांक 15-08-2011 
15-08-2011 के अनुसार महादलित टोला 

कड़सर में 
झण्डोतोलन की सामग्रियों के साथ समय पर उपस्थित रहे है । अतएव , उपस्थापन पदाधिकारी 
के द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट है कि श्री पाण्डेय , राजस्व कर्मचारी 
झण्डोतोलन के समय अनुपस्थित थे तथा बाद में शराब के नशे में उपस्थित होना प्रमाणित 
होता है । 

आरोप संख्या -02 मनमानी ढंग से कार्यालय आना - जाना एवं बिना सूचना के 
अनुपस्थित रहना । 

आरोपी कर्मी श्री गोपाल जी पाण्डेय , राजस्व कर्मचारी , अंचल नावानगर द्वारा कहा 
गया है कि मैं निर्धारित समय पर कार्यालय में उपस्थित होकर कार्यालय के कार्यो का 
निष्पादन करता हूँ तथा कभी विपरीत परिस्थिति में यानि बिमारी की वजह से अनुपस्थित हो 
जाता हूँ । 

उपस्थापन पदाधिकारी -सह- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , नावानगर द्वारा साक्ष्य स्वरूप 
उपस्थिति पंजी की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है , जो माह जनवरी , 2011 से सितम्बर, 2011 
तक का है । इससे स्पष्ट होता है कि ये क्रमशः ( प्रत्येक माह) 6, 4 , 7, 7 , 2, 12 , 2, 15 कुल 46 
(छियालीस ) दिन अनुपस्थित रहे है । 

आरोपी कर्मी श्री पाण्डेय द्वारा अनुपस्थिति से संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया 
गया है कि वे विपरित परिस्थिति में कब - कब अनुपस्थित रहे है तथा अनुपस्थित से संबंधित 
कोई आवेदन भी प्रस्तुत नहीं किया है । इससे स्पष्ट होता है कि मनमाने ढंग से कार्यालय 
में आना - जाना करते है । इस प्रकार आरोप संख्या -2 प्रमाणित होता है । 


30 


बिहार गजट , 15 जनवरी 2014 


प्रमाणित आरोपों के लिए श्री पाण्डेय से संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन एवं 
साक्ष्य की प्रति संलग्न करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली , 2005 के नियम 18 ( 3) के तहत द्वितीय कारणपृच्छा की मांग इस कार्यालय के 
ज्ञापांक 01-0131/ स्था 0 , दिनांक 29-01-2013 द्वारा की गई । श्री पाण्डेय द्वारा अपना द्वितीय 
कारणपृच्छा दिनांक 13-02-2013 को प्राप्त कराया गया है । अपने द्वितीय कारणपृच्छा में दिनांक 
15-08-2011 को पंचायत कड़सर के महादलित टोला में झण्डा फहराने के समय उपस्थित रहने 
तथा बीमार आदि पड़ने पर अवकाश लेकर अनुपस्थित रहने का तथ्य प्रस्तुत किया गया है 
तथा द्वितीय कारणपृच्छा के अंतिम पंक्ति में " श्री पाण्डेय द्वारा भविष्य में अच्छा काम करने 
का विश्वास दिलाते हुए कृपा पूर्ण कार्रवाई के लिए प्रेषित है का उल्लेख किया गया है । 
साक्ष्य स्वरूप झण्डोतोलन का छायाचित्र एवं ग्रामीणों द्वारा लिखित आवेदन एवं बास , फोटो , 
अगरबती आदि का अभिश्रव भी संलग्न किया गया है । 

संचालन पदाधिकारी के समक्ष श्री पाण्डेय द्वारा साक्ष्य स्वरूप फोटो / अभिश्रव आदि 
दाखिल नहीं किये जाने की स्थिति में द्वितीय कारणपृच्छा के साथ संलग्न साक्ष्यों की जाँच, 
महादलित टोला में जाकर करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 01-0802/ स्था 0 , दिनांक 17-05 
2013 के द्वारा श्री कौशलेन्द्र कुमार, वरीय उप समाहर्ता- सह - वरीय प्रभारी प्रखण्ड नावानगर 
को प्राधिकृत किया गया । 

श्री कौशलेन्द्र कुमार, वरीय उप समाहर्ता -सह- वरीय प्रभारी प्रखण्ड नावानगर के 
पत्रांक 194, दिनांक 21-05-2013 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदनानुसार दिनांक 21-05-2013 को प्रखण्ड 
नावानगर के कड़सर महादलित टोला में जाकर श्री गोपाल जी पाण्डेय , निलंबित राजस्व 
कर्मचारी, अंचल कार्यालय , नावानगर द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा में दिये गये साक्ष्यों के संबंध 
में स्थलीय जाँच किया गया एवं स्थानीय ग्रामीणों से पूछताछ की गई । 

स्थानीय जाँच के पश्चात् जाँच पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि : 

जाँच एवं स्थानीय लोगों से पूछताछ में पता चला कि 15 अगस्त , 2011 को 
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , नावानगर द्वारा श्री पाण्डेय को एक झण्डा , एक रस्सी एवं 400 / 
रूपये नकद देकर कड़सर महादलित टोला में झण्डोतोलन की व्यवस्था करने का निदेश दिया 
गया था । जाँच के क्रम में स्थानीय ग्रामीणों यथा 1. श्री अयोध्या राम , पिता - स्व 0 जंगल 
राम 2. श्री महेन्द्र राम , पिता - स्व 0 जीउत राम , 3. श्री छोटन राम , पिता - स्व 0 नथून राम , 4. 
श्री रामलाल राम, पिता - स्व ० गुलाम राम , 5. श्री अनिल कुमार यादव , पिता - श्री शिवजी यादव 
एवं 10-15 अन्य व्यक्ति सभी साकिम कड़सर प्रखण्ड - नावानगर ने एक स्वर में बताया गया 
कि झण्डोतोलन के दिन श्री गोपाल जी पाण्डेय , राजस्व कर्मचारी शराब पीकर अन्यत्र गिरे 
हुये थे एवं बदहवास थे । उनका इंतजार करते - करते करीब 11.30 बजे पूर्वाह्न स्थानीय लोगों 
ने तय किया कि राजस्व कर्मचारी के नहीं आने के कारण उनकी अनुपस्थिति में ही 
झण्डोतोलन कर दिया जाय । इसी बीच झण्डोतोलन हेतु जब स्थानीय सम्मानित महादलित श्री 
जगजीवन राम के द्वारा रस्सी खीचा जाने लगा तो राजस्व कर्मचारी श्री पाण्डेय भी बगल में 
आकर धूल - धूसरित हालत में खड़ा हो गये एवं फोटो ग्राफी में उनका भी फोटो आ गया । 
गवाह श्री अयोध्या राम पिता स्व 0 जंगल राम द्वारा बताया गया कि राजस्व कर्मचारी को 
झंण्डोतोलन हेतु जो भी समान यथा झंण्डा , रस्सी एवं नगद राशि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी 
द्वारा दिया गया था , उसमें से कुछ भी राजस्व कर्मचारी द्वारा झण्डोतोलन हेतु नहीं दिया 
गया । झण्डोतोलन हेतु जो भी समान यथा- झण्डा , बॉस , रस्सी एवं मिठाई की व्यवस्था 
अयोध्या राम ( जो विकास मित्र के पति है ) के द्वारा किया गया । श्री राम ने यह भी बताया 
कि फोटो की प्रति जो राजस्व कर्मचारी द्वारा दिया गया है , उस फोटो को उन्होनें ( अयोध्या 
राम ) ही अपने मोबाईल से खीचा था तथा गॉव के ही श्री विकास चौधरी के यहाँ फोटो साफ 
करवाये थे , उसी की एक प्रति राजस्व कर्मचारी ने उनसे माँगकर जिला में जमा किया गया 
है । इस प्रकार श्री पाण्डेय निलंबित राजस्व कर्मचारी द्वारा दिये गये सभी साक्ष्य भ्रामक एवं 
फर्जी प्रतीत होते है तथा स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर शराब पीकर पडा 
रहना एवं झंण्डोतोलन की अपेक्षा करना इनकी अनुशासनहीता , कर्तव्यहीनता , अकर्मण्यता एवं 
राष्ट्रीय झंडा के अपमान का द्योतक है । 

श्री कौशलेन्द्र कुमार , वरीय उप समाहर्ता- सह - वरीय पदाधिकारी, प्रखण्ड नावानगर 
के जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि श्री पाण्डेय द्वारा जालसाजी के आधार पर द्वितीय 
कारणपृच्छा के साथ Created साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है एवं राष्ट्रीय पर्व का अपमान किया 
गया है , जो सरकारी सेवक के प्रतिकूल आचरण का द्योतक है । 


। 


बिहार गजट , 15 जनवरी 2014 


31 


अतः संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अभिलेख में श्री पाण्डेय के विरूद्ध प्रमाणित 
आरोप एवं वरीय उप समाहर्ता के जाँच प्रतिवेदन के आधार 

आधार पर बिहार बोर्ड प्रकिण 
नियमावली, 1958 के नियम 165 , 166 एवं सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली, 2005 के नियम 14 ( X ) में निहित प्रावधानों के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए मैं बिनोद सिंह गुंजियाल , भा 0 प्र 0 से 0 , समाहर्ता- सह-जिला दण्डाधिकारी, बक्सर 
यथा वर्णित आरोपों के प्रमाणित पाए जाने के फलस्वरूप श्री गोपाल जी पाण्डेय , निलंबित 
राजस्व कर्मचारी , अंचल कार्यालय , नावानगर , अनुमण्डल कार्यालय , डुमराँव जिला - बक्सर को 
आदेश निर्गत की तिथि से सेवा से बर्खास्त ( Dismiss ) करता हूँ । 

श्री गोपाल जी पाण्डेय से संबंधित सूचना निम्नवत् है : 
1. नाम 

श्री गोपाल जी पाण्डेय 
2. पिता का नाम 

स्व ० सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय 
3. पदनाम 

राजस्व कर्मचारी 
4. जन्म तिथि 

18-01-1971 
5. नियुक्ति तिथि 

24-05-1993 
6. वेतनमान 

5200-20200 
7. स्थायी पता 

ग्राम + पो 0 - आशापड़री, अंचल -सिमरी, जिला- बक्सर 

आदेश से , 
( ह ० ) अस्पष्ट , जिला पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 43-571 + 100 - डी ० टी ० पी ० । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


